स्वाध्यायमञझ्जरी का सातवां पुष्प 





घर्मोपदेश 
( द्वितीय भाग ) 


संश्रडीवा 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के अनन्य भक्‍त 
लाला लब्मूराम नय्यड़ 
लुधियाना 


जा+ +-क्क-+- +- 


श्रद्धानन्द-स्मारक-निधि के समभासदों की सेवा मेँ 
गुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ओर से 
संवत १९५३ के लिए सप्र॑ म॒ मेंट 


स्वरीदने वाले सज्जनों के लिए 
सूल्य १.२५ 


प्रकाशक : 
घर्मंपाल विद्यालकार, 
सहायक मुख्याधिष्ठाता, 
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 


प्रथम मुद्रण १००० प्रतियां, संबत्‌ १६६२ । 
द्वितीय मुद्रण १००० प्रतियां, संवत्‌ २०१६॥ 


सुद्रक : 

रामेंश बेदी, 

गुरुकुल मुद्रणालय, 

गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 


< 


&000900502060%02050%0%0:0:0%00020%0405(॥2 


भेंट 82 
मेंट १2 
82 


७७॥! 
७, 


श्रद्धानन्द-स्मा रक-निधि के सदस्यों की सेवा में 


5 


32 
52 
दिवगत श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा संस्थापित | 
गुरुकुल के श्राप सहायक हैं । इस नाते हम भर भ्राप एक हि 
रिवार के सदस्य हैं। छः वर्षो से इस परिवार ने छ 
स्वाध्याय-मजरी' द्वारा एक पारिवारिक सत्संग की | 
स्थापना कर रखी है। गत छः वर्षो मे इस मंजरी के छ 5 
पुष्प विकसित होकर स्वाध्याय-शीलों के हृदय-मन्दिरों 
को सुगन्धित तथा सुशोमित कर चुके हैं। इस वर्ष इस रू 
मंजरी मे एक सातवां फल खिला है, जो श्राप के कर- 
कमलों में समरपित है। यह फूल शअ्रपने आप में मनोहर ; 
हो या न हो, इस की शोभा को आप उस प्रेम से आ्रां किये, 
जिस से यह आप की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। हि 
इस वर्ष कै सत्सगों को इस फूल की सुगन्धि से महकाइये । इ3 


श्रद्धानन्द के परिवार की जोभा वेद के स्वाध्याय के *€ 
सिवाय झौर किस आभूषण से हो सकती है ? छ 
74 


*/४/, 


3॥/०१ 


श्रापका परिवार-बन्धु रि 
मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल । 
'छे 


70030 220 कम 0 मेक लक 6 “का, 5 कक 


॥9॥920000॥: २ ७१ ७/४॥७/७॥ ७/७॥। 


आवश्यक निवेदन 


सब की उन्नति में अपनी उन्नति समभनी चाहिये 


संसार का भला करने वाले वे मनुष्य नहीं हैं जो केवल 
विद्वान हैं भर न वे मनुष्य हैं जो बड़े-बड़े शब्द रट कर लम्बे- 
लम्बे व्याज्यान दे सकते हैं क्योंकि वे मनुष्य जो कुछ कहते हैं, 
उस को मन से झनुभव नहीं करते । 

उन ही मनुष्यों के जीवत से जगत्‌ का कल्याण हुआ भौर 
हो सकता है जो सदाचारी हैं, नेक है ग्रोर जिनका मन पवित्र 
है। श्री पृज्यपाद महात्मा मुशीराम जी जिज्ञासु (अ्रमर शहीद 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ) ने जो अपने हर एक काम में 
सफलता प्राप्त की उस का कारण उत्त की विद्या त थी, उन 
का वकील होना न था और न ही उन की मीठी वाणी थी, 
बल्कि विशेष कारण उन का आचारवान होना था । वे जो कुछ 
कहते थे उस पर ग्राचरण भी करते थे | उन की आत्मा शुद्ध 
थी इसलिये उन के कथन का प्रभाव पड़ता था । जो कोई भी 
मनुष्य उन का सत्सग करते, वे अत्यन्त प्रभावित होते थे। 
महात्मा जी प्रपने करतंव्य को अनुभव करते हुए ईश्वरीय 
नियमों श्ौर सचाई का निडरता से प्रचार करते थे । वह अपने 
प्रसल ग्रसूल से कभी नहीं डगमगाये । उन का वैदिक धर्म- 
प्रचार इस कारण सर्ब साधारण को प्रभावित करता था कि वे 
स्वयं दृढ़ता से अपने जीवन में उस का पालन करते थे। उन 


द्‌ धर्मोपदेश 


का ईइवर के प्रति विश्वास दृढ़ था। घोर निराशा में भी 
उन्होंने बलवती झ्राशा का सचार किया था झ्ौर कितने ही 
भटकते हुओं को सन्‍्म्रागें पर लगाया था। गहन ग्रन्थों की 
पिदारियों में बन्द, सिद्धान्तों के सुनहरे प्राभूषणों से समाज के 
शरीर को ग्रलकृत करने की चेष्टा में वह निरन्तर रत रहें । 

श्रद्धंय स्वामी श्रद्धानन्द जी के वेद, गीता, मनुस्मृति के 
व्याख्यान तो 'ग्राप बीती, जगबीती' के ग्रतुभवों के कारण हमारे 
हृदय में घर सा कर लेते है। इन प्रवचनों ने मुन्शोराम का 
जीवन पलट कर उन्हें श्रद्धानन्द बना दिया। जालन्धर के 
रईस को ऋषि दयानन्द की दीक्षा ने कमण्डल घारण करा 
यतिवर बना दिया श्र अन्त में प्रभु के धाम--श्रमर लोक 
को पहुंचा दिया । उन के उपदेश पढ़ने से जीवनों में पलटा 
था सकता है। वीर कमंयोगी के इस सिहनाद से झ्ालसी 
पुरुषों की तन्द्रा दूट सकेगी और ग्राज तो ग्रशास्त जनता के 
लिये यह उपदेश पीयूषवर्षी मेघ का काम देंगे | 

मेने पूज्य महात्मा जी के आदेश से प्रेरित होकर जो कुछ 
सेवा, गुरुकुल कांगड़ी की बन ग्राई, की । मुझे अधिकतर इस 
सेवा के कर अधताने में उन का ही हाथ था । मेरी हर समय 
यही इच्छा छत रहती भी कि उन के चरणों म॑ रहूं । उन के 
स्वर्गंवास होने के उपरान्त जब भी उन की स्मृति से में उदास 
होता तो 'सद्धर्म-प्रचारक' श्रद्धा! और उन की धामिक पुस्तकों 


प्रावश्यक निवेदत ७ 


के स्वाध्याय से चित्त गान्त करता । 

देर से मन में यह संकल्प था कि उन के धर्मोपदेशों को 
श्रद्धा पत्रिका से संग्रहू कर के जनता के समक्ष खखँ। ईश्वर 
की कृपा से प्रव कुछ समय मिला तो स्वर्गीय प्रमर शहीद के 
बुछ उपदेश श्रद्धा की फ़ाइलों से संग्रह कर के प्रपने कर्तव्य 
का पालन करता हु । यदि इन उपदेश्ञों से किसी भाई को लाभ 
पहुंचे तो में ग्रपने परिश्रम को धन्य समभूंगा । 


तक्षूराम नय्यड़ 
आ्रानर्दाश्रम 
लुधियाना, ( पंजाब )। 





£ ध 
६35, .% ०५.7 


ब्रह्म चारीष्णंश्चरति रोंदसी उभे, 

तत्मिन्‌ू देवा: संमनसों भवन्ति। 

स दाधार पृथिवीं दिवं च, 

स॒ आचार्य तपसा पिपति ॥१॥ 
अथवं०, काण्ड ११, भ्र० ३, सूक्‍त ५, १।॥ 


भन्त्र सार 


ब्रह्म परमेश्वर को कहते हूँ । उस भ्रनाद्यनन्त की ग्रादि 
विद्या 'वेद' भी ब्रह्म ही हैं क्योंकि दोनों ही सर्वोपरि, बड़े हैं। 
“चर धातु 'गति' और “भक्षण' दो प्र्थों में प्रयुक्त होती है । 
पहले 'गति' अर्थ में चर को लेंगे। वह 'गति' शब्द भीं 
तीन त्रर्थों में लगता है--प्र्थात्‌ ज्ञान, गमन भर प्राप्ति । 
तब ब्रह्मचारी वह हैं जो परमेश्वर भ्रोर उस की पतित पावनी 
विद्या का पहले ज्ञान प्राप्त करें। वह निरचयोत्मक ज्ञान किस 
मुख्य साधन से प्राप्त होता है ” जिस प्रनिर्वेचनीय को प्रांख 
देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकतें श्रोर प्रत्य इच्द्रियाँ भीं 
जिस का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं दे सकतीं, उस व्यापक पुरुष को 
कहां देखें ? निस्सन्देह उस का ज्ञान वहाँ हाँ प्राप्त ही सकता 


१० घर्मोपदेश 


है जहां वह विद्यमान है। ब्रह्माण्ड के प्रकाशमान्‌ और अप्रकाश्य, 
प्राण और रवि, द्यो और पृथिवी किस लोक में वह मौजूद नहीं 
है। 'हर जगह मौजूद है पर वह नजर आ्लाता नही' तब उस 
का ज्ञान दया: और पृथिवी इत्यादि इन्द्रों में तत्व की दृष्टि 
डालने से ही मिलेगा; और इस दृष्टि के लिए ग्रावश्यक है कि 
द्रष्टा में बल हो । जमीन श्रोर भ्रासमान के झन्दर जो .छिपा 
हुआ राज (रहस्य) है उस को खोलना ब्रह्मचारी का उह्दं इय 
है, इसलिए वह जमीन झर आस्मान को हिलाता हुम्ना 
विचरता है । वह प्रकृति को मजबूर करता है कि अपने ग्रन्दर 
के रहस्यों को उस (ब्रह्मचारी) के लिए खोल कर रख दे। 
जब ब्रह्मचारी को ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो वह उस 
में गमन करता आ्रारम्भ करता है। संसार के सब प्रकाशमान्‌ 
पदार्थ ( जो उस प्रकाश्य स्वरूप की ज्योति के द्योतक 
होने से देव हैं ) तम में उस ब्रह्मचारी के सहायक होते 
हैं। जहां पहले भिन्नता दिखाई देती थी वहां समानता दिखाई 
देती है । सब में वह उसी प्रकाशस्वरूप की ज्योति को देखता 
है भरौर भ्रन्ततः वह उसी में स्थिरता को प्राप्त होता है। दर्शन 
तो, किस्ती न किसी समय, प्रत्येक व्यक्ति को होते हैं परन्तु 
ब्रह्मतचारी को यह बल प्राप्त होता है कि जब एक वार उच्च 
परम ज्योति: के दशेन हो जायें तो बहू उस से अलग नहीं 
होता । तभी तो वेद भगवान्‌ ने कहा. है कि ब्रह्मचारी था 


ब्रह्मचयेसूक्त ११ 


श्रौर पृथिवी को दृढ़ता से घारण कर लेता है श्रर्थात्‌, उन के 
तत्व को समझ कर फिर उस का हृदय डांवाडोल नहीं होता । 


बड़े का ज्ञान करने, उस में गमत करने और फिर उस 
की प्राप्ति से स्थिर होकर दृढ़व्रती होने का साधन क्या है ? 
वही साधन ब्रह्मचारी को श्राचार्य बतलाता है। बड़े की प्राप्ति 
के लिये साधन भी बड़ा ही होना चाहिए। हाथीनश्षीनों से 
दोस्ती गांठने वालों को ऊंचे दर्वाजे रखने पड़ते हें । सर्वोपरि 
परमात्मा और उस के वेद की प्राप्ति के लिए साधन भी ऊंचा 
चाहिए । वह बड़ा क्‍या है जिस के साधने से सब से बड़े ब्रह्म 
का योग सघ जाय ? तंत्तिरीयोपनिषत्‌ की भूगुवल्ली में भूगु 
ते गुरु वरुण से ब्रह्म का पता पूछा है। वरुण ने उत्तर में कहा 
्रन्नं, प्राणं, चक्षु;, श्रोतं, मनो वाचमिति,' 'प्रन्न' ब्रह्म है। 
तब ब्रह्मचारी कौन है ? इस प्रइन के उत्तर के लिए “चर 
धातु के दुसरे अर्थ पर विचार करना चाहिये। “चर' भक्षण 
प्र में भो ग्राता है। जो अन्न को भक्षण करने की शक्ति 
रखता है वह ब्रह्मचारी है। भक्षण किसे कहते हैं ? क्या खाद्य 
पदार्थ को पेट में रख लेना द्वी भक्षण है ? वाचरपत्य शब्दकोष 
के पृ० ४६२० पर लिखा है--भक्ष-भावे ल्युट्‌ । कठिन 
द्रव्यस्थ गलाध:करणव्यापारे । भक्षणप्रकार: सुश्रुतोक्त: । मनुष्य 
योनि में यह मानवी शरीर, इन्द्रिय, मन झौर प्रात्मायुक्त 
बनावट ही ब्रह्मत्राप्ति का साधन है। उत में से शरीर में रह 


१२ घर्मोपदेश 


कर ही इन्द्रिय मत और प्रात्मा का व्याप्रर चल रहा हैं; 
इस बिए द्रीर के स्वास्थ्य पर ही भ्रव्य सब का स्वास्थ्य 
निर्भर है परन्तु शरीर के परमाणु क्षण भर में क्षीण होते रहते 
हैँ। उन की स्थानपूर्ति के लिए केवल खाबे-पोने की हो 
प्रावश्यकता नहीं अपितु उस खाए को पचाने की भी आझाव- 
ध्यकता है। स्वादिष्ट श्रौर चटपटे भोजन के प्रलोभन में न 
फंसना और चबाते हुए उसे पीस ्लकर अन्दर ले जाना यह 
तपस्वी का हो काम है। इसो तप को शिक्षा ग्राचार्य बह्मचारी 
को देता है और जब शिष्य आचार्य की शिक्षा के भ्रनुकूल 
प्राचरण करता हुग्ना तपस्वी बनता है तभी प्राचार्य की भ्रात्मा 
सन्तुष्ट होती है। इसी को लक्ष्य में रख कर उपनिषद्‌ में 
अन्तेवासी के लिए उपदेश है कि ग्राचार्य के प्रिय धन की भेंट 
उस के श्रागे रक्खे । धन्य हैं वे शिष्य वर्ग जो आ्राचार्य की 
शिक्षा को शिरोघार्य समझ कर तप्र का जीवन व्यतीत करते 
हैं, क्योंकि उस श्रवस्था को प्राप्ति का, जिस में आनन्द का ही 
राज्य है--बही एक साधन है । 
शब्दार्थ 

[( बहाचारी ) परमेश्वर श्रौर उस की बड़ी विद्या बेद 
को प्राप्त करने में शोल जिस का, वह ब्रह्मचारी ( रोदसी 
उम्र ) धावा पुृथिवी रूपी दोनों लोकों को ( इष्णन्‌ चरत्ति ) 
द्विल्ाता हुप्रा चलता है, ( वस्मिन्‌ देवा: सम्मनस्ः भवन्ति 


ब्रह्मचर्यसूवत १३ 
उस में ही सब देव समान मन वाले होते हे । ( सः दाधार 
पूथ्ििवीम्‌ दिवम्‌ च ) वह पृथिवी औौर जो ( जधीन श्रौर 
आसमान ) को दुढ़ता से धारण करता है--[ सः श्राचार्यम्‌ 
तपसा पिपलि ) वह ग्राचार्य को तप से पालता थर्थात्‌ धन्तुष्ट 
करता है। 


२्‌ 
ब्रह्मचारिएं पितरो. देवजना:, 
पृथणू देवा: भ्रनुसंयन्ति सर्वे। 
गंजर्वा एनमन्वायन्‌ त्रयस्त्रिशत त्रिशता:, 
घट्सहस्रा: सर्वाम्त्स देवांस्तपसा पिपतति ॥२॥ 
अ्रथवे० काण्ड ११, भ्र० ३, सूकत ५, २। 


मन्त्र सार 


देव कौन हैं ! “देवों दानाह्ा, दीपनादा, धोतनाद्वा, 
सुस्थानो भ्रव॒तीति वा” दान देने से, प्रकाश करने से, उपदेश 
देने से ( दूसरे के अन्दर चांदना करने से ) और सब प्रकाशों 
की स्थिति का स्थान होने से देव कहाता है। पहले दान देने 
वाले देव, दूसरे प्रकाग्न करने वाले सूर्यादि देव, तीसरे हृपदेश 
से अन्दर चांदना देने वाले माता-पिता श्ौर श्लात्नार्य देव ब्रोर 


१४ धर्मोपदेश 


चौथे प्रकाशकों की भी स्थिति का स्थान परमात्मा परमदेव है । 
देव समूह में भ्ग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, भ्रादित्य, थौः, 
चन्द्रमा और नक्षत्र, आठ वसु कहलाते हे क्योंकि सब पदार्थ 
इन्हीं में निवास करते है। दस प्राण और ११वां जीवात्मा 
इस लिए रुद्र कहलाते हे क्योंकि जब ये शरीर से निकलते हे 
तो मृत के सम्बन्धियों को रुलाते हे ' संवत्सर के बारह महीने 
प्रादित्य कहलाते हे क्योंकि मे आयु को क्षीण करते चले जाते 
हैं। ३१ ये और व्यापक विद्युत तथा यज्ञ सब मिला कर तेंतीस 
देव समूह हैं । इन्ही का विस्तार ३३३ भौर ६३३३ तक पहुं- 
चता है। ये सब देव समूह और जुदे-जुदे देव, सब ब्रह्मचारी 
के पीछे चलते हे--प्र्थात्‌ ब्रह्मचारी के स्वभावतः श्रनुकूल ये 
शक्तियां हो जाती हैं । उस के मार्ग में ये शक्तियां बाधक नहीं 
होतीं। भ्रौर गन्धव भी उस के साथ चलते हे, उस का रास्ता 
साफ करते हैं । ये गन्धर्व कौन हैं ? “गाम्‌ धारन्तीति ये ते 
गन्धर्वा:” इन अर्थों में जो भ्रनगिनत सूर्य लोक ब्रह्माण्ड को 
प्रकाशित कर रहे हें, वे गन्धव हैं। फिर शतपथ में लिखा 
है--अहो रात्राणि वे गन्धर्वा:” दिन रात भी गन्धर्व हे | यह 
दिन रात का चक्र सब को घुमाता है श्रौर बुद्धि को डांवाडोल 
कर देता है । परन्तु ब्रह्मयचारी को वह भी हिला नहीं सकता । 

क्यों सब देव ब्रह्मचारी के पीछे-पीछे चलते है ? इंस का 
उत्तर साधारण व्यक्तियों के जीवन में ढूंढिये । जिस का वीयें 


ब्रह्मचर्यसृक्त १५ 


सुरक्षित नहीं वह माथे की तेजमय अग्नि को मन्‍्द कर देता 
है। जिस का शरीर तप से शुद्ध नहीं वह मल-मृत्र के श्रनुचित 
त्याग से पृथिवी को मनन्‍्दा कर देता है। जिस का मत वश में 
नहीं वह वायु और अन्‍्तरिक्ष को निबंल करने की चेष्टा करता 
है भौर जो भ्रविद्या का दास है उस से उठे हुए बादल सब 
प्रकाशमान पदार्थों को मन्द कर देते हैं 


श्रब्रह्मचारी से रुद्र पीड़ित और आदित्य दुःखी रहते हैं । 
विद्युत श्रौर यज्ञ उस की जान को रोते हैं । परन्तु ब्रह्मचारी 
अ्रपने तप से इन सब को उत्तेजित करता है । ब्रह्मचारी का 
क्रियात्मक उपदेश इन सब देवों को शान्त कर के भरपूर कर 
देता है । दिन रात, उलटे चलने के स्थान में सीधे चलने लगते 
हैं । ब्रह्मचारी का जीवन जगत्‌ को काया पलट देता है। ज्ञान 
गोष्ठी तो भ्रौर भी महापुरुष करते थे परत्तु बुद्धदेव ने क्यों वाम- 
मार्ग के घोर बादलों को छिन्न-भिन्न कर के चिरस्थायी प्रभाव 
संसार पर छोड़ा । ईसा ने क्यों मसीह की पदवी पाई श्रोर 
उस के उपदेश ने क्यों सदियों तक करोड़ों को शान्ति का पाठ 
पढ़ाया ? इन सब से बढ़ कर प्राचीन काल में रामचन्द्र तथा 
सीता के जीवन ने क्यों ऐसा उच्च प॒द प्राप्त किया कि उत के 
जीवन की कथा के पाठमात्र से श्रब तक स्त्री पुरुष पवित्र जीवन 
लाभ करते हैं ? शौर इस समय ऋषि दयानन्द के जीवन का 
पाठ करके क्‍यों लाखों आत्मा सन्‍्मागं में चल कर शान्ति लाभ 


१६ धर्मोपदेश 
कर रहे हैं। उत्तर एक ही है कि ये सब महापुरुष ब्रह्मचारी 
थे। 


शब्दाथे 

( सर्वे पितरः देवजना: ) सब पालक देव समूह श्रौर 
( पृथक देवा: ) जुदे जुदे देव ( ब्रह्मचारिणम्‌ अ्नुसंयन्ति ) 
ब्रह्मचारी के पीछे पीछे चलते हैं। ( गंधर्वा: एनम्‌ भ्रनु आयन ) 
गन्धर्वे भी इस के साथ ( श्रनकूल ) चल रहे हैं ( त्रयस्त्रिंशत्‌ 
त्रिशताः घट सहस्रा:, सर्वात्‌ देंवान स' तपसा पिपर्ति ) सब-- 
३३५८३३३ ३८ ६३३३--दैवों को वह ( ब्रह्मचारी ) तप से 
पूर्ण करता है । 


रे 
आंचाये उपनयमानो, 
ब्रह्म चारिएं कणुते गर्भमन्त: । 
त॑ रात्रीस्तिस्न उदरे बिभति, 
ते जात॑ दष्टुमनुसंयन्ति देवा: ॥ 
भ्रथवें० काण्ड ११, अ० ३, सूक्‍त ५, ३। 


सन्‍्त्र सार 


यहाँ 'रात्री: त्तित्र: के भावार्थ को हीं स्पष्ट करना हैं। 
रात भ्न्धकार का समय है । य्यपि तारागंण तेया श्रर्षमास 


ब्रह्मचयेसूक्त १७ 


तक चन्द्रमा भी प्रकाश देते हैं परन्तु वह प्रकाश सारे भन्धेरे 
को दूर नहीं कर देता । सारा अ्रन्धकार तब दूर होता है जब 
श्रादित्य भगवान अपने यौवन समेत दक्षेत देते हैं। यहां तीन 
रातों से साधारण तीन रात्रि से तात्पर्य नही है, प्रत्युत 
भ्रह्मचय के तीन दर्जों से मतलब मालूम होता है । प्रथम २४ 
वर्ष तक का ब्रह्मचयं द्त वह है जिसे पूरा कर के ब्रह्मचारी वसु 
( भ्र्थातृ उत्तम गुणों को अपने अन्दर वास कराते वाला ) 
घनता है। परन्तु यह निद्ृष्ट ब्रह्मर्य है। जब वसु ब्रह्मचा री 
को घर जाने की आाज्ञा श्राचार्य देता है तो श्रद्धादेवी उसे 
प्रेरित कर के उस से कहलाती है--'भगवन्‌ ! अ्रभी तो में 
उत्तम गुणों का वास कराने वाला ही बना हूं। ग्रभी प्रलोभन 
मुभे गिरा सकते हैं। मुझे विशेष साधन का समय दीजिए ।' 
शिष्य की योग्यता को देख कर श्राचार्य फिर श्राज्ञा देते हैं। 
तब ४४ वर्ष की आयु तक तप पूर्वक विद्याभ्यास करता हुआ 
ब्रह्मचारी रुद्र संज्ञा का अधिकारी बनता है। उस की वह प्रार्थना 
स्वीकार होती है जो उसने आश्रम में प्रविष्ट होते ही भ्राचाये 
से की थी--'मा तनु अश्मा भवतु' 'मेरी बतावट [ शरीर श्रौर 
सन ] चद्वान की तरह दृढ़ हो जाये ।/ तब बह ऐसा बलिष्ट 
हो जाता है कि विषय श्र पाप उस की बनावट से टकरा-टकरा 
कर छिन्न-भिन्न हो जाते और रोते हैं! उन्हें रुलाने का हेतु 
होने से ब्रह्मचारी रुद्व बन जाता है । 


श्द धर्मोपदेश 


फिर भी उस का पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ । जब विषय श्रौर 
पाप समीप प्राते रहें, जब अन्धेरा आस-पास घूम सके; तब 
भी गिरने का भय बना ही रहता है। इसी लिए ऐसे सुबोध 
ब्रह्मचारी को जब गुरु समावतंन की भाज्ञा देते हैं, तब वह 
फिर हाथ जोड़ कर विनय करता है--'भगवन्‌ ! अ्रभी 
प्रत्धकार ने मुझे घेरना नहीं छोड़ा । भ्रात्मा निइचिन्त नहीं हुआ, 
इस पवित्र ग्राश्रम द्वारा सावित्री माता के गर्भ में सुरक्षित होकर 
कुछ काल भौर निवास करने की झाज्ञा मुझे प्रदान कीजिए । 
' गुरु की आज्ञा से श्षिष्य तीसरी रात [ अन्धकार से घिरी 
हुई भवस्था ] शी गर्भ में बिताता है। तब उस के दृढ़ तप से 
प्रन्धेरा दूर हो जाता है और वह सावित्री के गर्भ से बाहर 
प्राकर प्राचार्य को प्रणाम करता है। तब झाचाय उस बहा- 
चारी के मस्तिष्क को सूर्य की भांति देदीप्यमान देख कर 
प्राशीर्वाद देता है--तू भ्रब श्रादित्य है। तेरा प्रकाश स्थिर 
होगा । अन्धकार का हौसला ही न पड़ेगा कि तेरे समीप पहुंच 
सके' बस तीसरी रात भी व्यतीत हो गई और ब्रह्मचारी का 
दिव्य तेज फेल गया श्रोर तब वह द्विज बन कर देव पुरुषों से 
सम्मानित होकर उन में शामिल हो जाता है । इसी वेद मंत्र 
की व्याख्या में मनु भगवान ने कहा है-- 
मातुरग्रेघिजननं,.. द्वितीय. मोझजीबन्धनं । 
तृतीय॑यजदीक्षायां, . द्विज़स्प श्रुतिचोदनातू ॥ 


ब्रह्मचर्य सूक्त १६ 


तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य, मौड्जिबंधनचिन्हितम । 
तत्रास्य माता साचित्री, पिता त्वाचार्य्य उच्यते ॥ 


श्रुति की ग्राज्ञा से द्विज के. प्रथम माता से जन्म, दूसरे 
उपनयन वा ब्रतबन्ध और तीसरे यज्ञ की दीक्षा में ये तीन जन्म 
होते हैं । इन पूर्वोक्त तीनों जन्मों में, वेद प्रहणार्थ, उपनयन 
संस्कार रूप जो जन्म है, उस जन्म से उस ( ब्रह्मचारी ) की 
माता सावित्री और पिता आाचार्ग कहाते हैं । 
आ्रपस्तम्ब धर्मसूत्र मे लिखा है--सह विद्यातस्तं जनयति। 
तच्छु ष्ठ जन्म | शरीरमेव मातापितरो जनयत्त.' इसी भाव को 
लक्ष्य मे रख कर वर्तमान मनु-स्मृति के कर्ता ने लिखा है-- 
कामान्साता पिता चेन यदुत्पादयतों सिथः । 
संभूति तस्य तांविद्याद्यायोनावभिजायते ॥ 
आचायंस्त्वस्प यां जाति विधिवद्द दपारगः। 
उत्पादयति साविश्या सा सत्या सा जरामरा ॥ 
माता-पिता तो, जीवन विद्या के ज्ञान से अनभिज्ञ होने 
के कारण काम वश हो कर भी सन्‍्तान उत्पन्न करते हैं, परन्तु 
वह ज॑न्म भ्रजर भर भ्मर है जो ब्रह्मचारी को विद्या के गर्भ 
में रख कर श्राचार्य देता है। घन्य है वह देश और धन्य है 
वह जाति, जिस मे प्रांदित्य आचार्य ब्रह्मचारियों को प्रम॑र 
जी बन कादान देते हैं ! 


२० धर्मोपदेश 


झ्राचार्य कौन हो सकता है ? जो शिष्य को अ्रमर जीवन 
प्रदान करने की शक्ति रखता हो। जिसने स्वयम्‌ भ्रमर जीवन 
प्राप्त नहीं किया, जो स्वयम्‌ इन्द्रियों का दास श्रोर कमजो रियों 
का शिकार है, उसे पविन्न आचार्य पद ग्रहण करने के लिए 
तैयार नहीं होना चाहिए । एक बड़े विदेशी श्रनुभवी विद्वान 
की उक्ति प्रसिद्ध है कि कवि की तरह अध्यापक भी घड़े नहीं 
जा सकते, वे जन्म से ही शक्ति लेकर ग्राते हे। ग्रनेक जन्मों के 
साधनों से बुरे संस्कार धुलते हैं, यह ऋषियों के आ्रादेश का 
सार है। श्रात्माओ्रों के कुसंस्कारों को धो कर उन में उत्तम 
संस्कारों के प्रवेश कराने के लिए उग्रतप की जरूरत है। तब 
कैसी गिरी हुई दशा उस देश और उस काल की समझी जाय 
जिस में झाचार्ण का काम एक पेशा बना लिया जाता है । वेद 
का उपदेश यह है कि जो शरीर, भ्रात्मा और मन की शक्ति से 
शिष्य को सुरक्षित कर के उसे देव सभा का सभासद्‌ बना 
सके वही श्राचार्य पद का अधिकारी है। 


शब्दार्थ 
( आ्राचार्य: ) आचार्य ( उपनयमानः ) यज्ञोपवीत्त देते हुए 
( ब्रह्मचारिणं ) ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करने वाले ब्रह्मचारी 
को ( भ्रन्तः गर्भ कृणुते ) ( विद्याशरीरस्य मध्ये गर्भ करोति ) 
विद्या. रूपी माता के शरीर के अन्दर गर्भ रूप से घारण करता 
है। ( त॑ं तिख:ः राबीः उदरे बिभत्ति ) उस (गर्भ्रस्थ ब्रह्मचारी ) 


ब्रह्मचयंसूक्त २१ 


को तोन रातो तक उसी ( गुरुकुल रूपी ) गर्भ में रखता है। 
( जातम्‌ ) तब उस के उत्पन्न होने पर ( त॑ द्रष्टु ) उस को 
देखने के लिए ( देवा: अभिसंयन्ति ) विद्वान आते हैं । 


४ 
इयं समित्‌ पृथिवी द्यौद्वितीयो- 
तान्तरिक्ष समिधा पृणाति। 
ब्रहचारी समिधा मेंखलया, 
श्रमेण लोकांस्तपसा पिपति ॥ 
भ्रथर्व०, काण्ड ११, अ० ३, सुकत ५। 


सन्त्र सार 


भ्रह्मविद्या के जिज्ञासु को गुरु के पास हाथ में समिधा लेकर 
जाता चाहिए | खालो हाथ जाना मना है । याचक को प्रभि- 
मान दूर रख देना चाहिए। वेद में कहा है कि श्रद्धा की 
समिधा लेकर प्रभु पूजा में प्रवत्त होना चाहिए । ब्रह्मचारी की 
सम्पत्ति समिधा ही है क्योंकि ब्रह्मचर्य तप रूपी यज्ञ ही है । 
ब्रह्मचयं का उद्देश्य वेद विद्या द्वारा ईश्वर प्राप्ति है, वह प्राप्ति 
ही इस ब्रह्मययज्ञ का फल है । 

बरह्मचारी तीन स्थूल समिधाशों को तो नित्य प्रदीप्त अभ्नि 


२२ धर्मोपदेश 


में डालता ही है परन्तु ज्ञानाग्नि को प्रदीप्त करने के लिए भी 
उसे तीन समिधाशों की ही झ्रावश्यकता है। वह तीन समिधा 
कौनसी हैं ? प्रथम पृथिवी, द्वितीय द्यौ: और तीसरी भ्रन्तरिक्ष । 
इन्ही के ज्ञान में सारा ज्ञान श्रा जाता है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
के शिक्षाध्याय में पहले गृह शिष्य को, वर्ण, स्वर, मात्रा, 
प्रयत्न, उच्चारण शौर सन्धि का ज्ञान देकर उस छाब्द शिक्षा 
के पश्चात्‌ भ्र्थशिक्षा प्रारम्भ करता है। अरथेशिक्षा में पांच 
ग्रधिकरण बतला कर उन में पहला ग्रधिलोक प्रकरण है। इस 
दृश्य कार्य जगत्‌ का नाम ही अधिलोक है। उस में 'पृथिवी 
पू्वेरूप । द्योरुत्तररूपम्‌ | श्राकाश: सन्धि:। वायु: सन्धानम्‌। 
इत्यंधिलोकम्‌ ॥' भूमि ही इस प्रात्मिक यज्ञ की कार्य सिद्धि 
में प्राधार स्वरूप होने से मुख्य साधन है। उस सर्व इन्द्रियों से 
ग्राह्म पृथिवी और उस की रचना से उठ कर सुर्यादि प्रकाशक 
लोकों का ज्ञान संभव है । वहां बाह्य इन्द्रियों में से केवल एक 
चंक्षु इन्द्रिय की ही गम्यता है। यद्यपि वह प्रकाश गोण साधन 
है तथापि उस दूर स्थित प्रकाश के बिना निकटस्थ पृथिवी के 
प्रत्यक्ष द्शेन कठिन ही कया प्रसंस्मव हैं। द्यो: इस लिए उत्तर 
रूप है। परन्तु पृथिंवी झ्ोर द्यो:--इन दोंतों का मेल कहां 
होता है ? यदि भ्रन्तरिक्ष न हो तो सूर्य का प्रकाश ब्रह्मंचारों 
तक कौन पहुंचावे ? इस लिए ग्नन्तरिक्ष ही उन दोनों के मेंल 
को स्थान है। पृथिवी और दचुलोंक कीं विधा की -प्रप्ति 


हाचयंसूकत २३ 


ग्रसम्भव है जब तक कि अन्तरिक्ष उन्हें परस्पर मिलाने वाला 
हो। तब श्रन्तरिक्ष की विद्या से ही पहिली दोनों विद्याप्नों 
का निश्चय होता है। ये तीनों इस शिक्षारूपी ग्रात्म यज्ञ की 
तीन समिधा हैं । इन्हीं तीनों का ज्ञान नित्य प्राप्त करने मे 
आत्म-यज्ञकी अग्नि प्रदीष्त रहती है। ये तीन समिधा हे परल्तु 
इनको यज्ञ-कुण्ड में डालने का हाथ रूपी मुख्य साधन वायु 
है--यह उपनिषद्‌ ने स्पष्टीकरण के लिए विशेष व्याख्या 
की है। प्रकाश भले ही भ्रन्तरिक्ष मे रहे परल्तु उस की किरणे 
वायु के बल से ही पृथिवी तक पहुचती है । 

ससार के प्रलोभन ब्रह्मचारी को चारो ओर से घरते हैं । 
विषयों की प्रबल शक्तिया उस पर सारे बल से प्रहार करती है । 
उन का मुकाबला अल्प जीव कंसे करे ? उन का मुकाबला नहीं 
हो सकृता; उन शक्तियों, को तुप्त करने से ही वे ब्रह्मचारी का 
पीछा छोड़ती हैं ? क्या भोग से उनकी तृप्ति होती है ? मनृष्य 
भ्रज्ञानवश समझता है कि वह विषयों को भोग रहा है; उलदा 
विषय उस का भुगतान कर देते हे। उन के चंगुल से कैसे छूटे ? 
इस बात का जिक्र करते हुए कि जो मनुष्य काम भोग नहीं 
करता और ब्रह्मचर्य का जोवन व्यतीत करता है उस मे वीयय॑ 
स्खलित होने का सर्वधा भ्रभाव अ्रसम्भव है, भ्रमेरिका के 
डाक्टूर विल्लियम्‌ जे, राबिनसन एम. डी. लिखते हे-- 


#धुपदनद्र 8 ९०४ ०४९ एव्द्फ[/णा (० पड इव्याएथा।, घाड़ा 


२४ धर्मोपदेश 


राए।05520 [9 था। 2 30502 क्रार्तानं धंए 99, ९एथशश. ९ 
शाह ००एस्‍एस्‍द्ा 6, 2० 607 हराजाए।ड 6 एटशा3 शांति 2 
0ांइथ्ंणा, 


श्र्थात्‌ इस कथन में केवल एक ही अ्रपवाद हो सकता है 
वह यह कि जो लोग लगन से किसी मानसिक काम में लगे 
हुए हैं वे ब्रह्मचर्ण का जीवन व्यतीत करते हुए भी महीनों प्रौर 
वर्षों तक भी बिना वीर स्खलन के रह सकते हैं । डाक्टर 
राबिन्सत से बहुत पहिले ऋषि दयानन्द ते इस विषय पर 
लिखा था--“जिस पुरुष ने विषय के दोष भ्रौर वीर्य रक्षण के 
गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता, उस का वीर्य 
विचारानिन में ईधनवत्‌ है भ्रर्थात्‌ उसी में व्यय हो जाता है। 

ब्रह्मचारी सांसारिक, विरोधी में शक्तियों को कैसे तृप्त 
करता है ? पृथिवी, प्रकाश भ्रौर भ्रन्तरिक्ष से जो श्राक्रमण 
उस पर होते हैं उतको वह कैसे निवारण करता है ? वह इन्हीं 
तीनों को समिधा बनाता है प्रौर उन्हें ज्ञानाग्नि में झ्राहुति 
देकर भस्म कर देता है। भस्म का तात्पय यह नहीं कि उनका 
प्रत्यन्ताभाव हो जाता है प्रत्युत मतलब इतना ही है कि 
रूपान्तर में जाकर वे उस ब्रह्मचारी को अपने धर्म से विचलित 
तहीं कर सकते । 

हां ! इन तीन समिधाओं से प्रात्मयज्ञ प्रदीप्त कैसे किया 
जाय ? उस के लिये श्रम की आवश्यकता है। उस श्रम रूपी 
बल की प्राप्ति के लिए मेखला ही एक मात्र साधन है। 


ब्रह्मचयेसूक्त २२ 


जननेन्द्रिय को स्वाद के प्रलोभन से बचाने के लिए ब्रह्मचारी 
सेखला धारण करता है। बिना समिधाधान के मेखलाधारण 
करने के योग्य ( ग्रर्थात्‌ लंगोट का सच्चा, यति ) नहीं हो 
सकता भौर बिना मेखला ( तड़ागी ) धारण करिए प्रर्थात्‌ 
लंगोट-बन्द हुए श्रमी नहीं हो सकता और उस “श्रम से ही 
भ्रन्त में तप की प्राप्ति होती है। तब सन्न लोकों को तृप्त 
करने का साधन तप ही सिद्ध होता है । 
उपनिषत्‌ की भाषा में इस लिए कह सकते हैं कि 
धमिधा पूर्वरूपम्‌, मेखला उत्तररूपम्‌। श्रमः सन्धि: । तपः 
सन्धानम्‌ ॥/ यदि ब्रह्मघारी तप द्वारा श्रमी बन कर वीये रक्षा 
द्वारा उस बल को दृढ़ करले और फिर भ्रपनी सारी शक्तियों 
को पृथिवी लोक, दुलोक झौर श्रन्तरिक्षलोक की विद्या के 
प्राप्त करने में एक चित्त हो कर लगा दे तो फिर वह तप में 
दृढ़ता प्राप्त कर लेता है और तपस्वी बन कर सर्व बाह्य 
शक्तियों को ऐसा तृप्त कर देता है कि वे उसको गिराने का 
साहस करने के स्थान में उस की सहायक होती हैं । 
शाब्दार्थ 
( इयम्‌-पृथिवी-सम्‌इत्‌ ) पृथिवी लोक पहिली समिधा 
है ( थौ: द्वितीया ) दूसरी भ्रकाशमान घुलोक श्लौर तीसरी 
( अन्तरिक्षं समिधा ) धन्तरिक्ष समिधा है। इन तीनों से 
बरह्मकारी यज्ञ को पूर्ण करता है। ( ब्रह्मचारी समिधा मेख- 


२६ धर्मोपदेश 


लया श्रमेण तपसा लोकान्‌ पिपति ) ब्रह्मचारी (१) समिधा 
से (२) मेला से (३) श्रम से (४) शोर तप से लोकों, 
विषयों की तृप्ति करता है । 


है. 


पूर्वों जातो ब्रह्मणों ब्रह्मचारी 
प्वम॑ वसानस्तपसोदतिष्ठत्‌। 
तस्नाज्जातं ब्राह्मएं ब्रह्म ज्येष्ठं 
देवाइच सर्वे अमुतेन साकम्‌॥। 
भ्रथवें० काण्ड ११, अ० ३, सूवत ५. ५। 


मन्त्र स्तार 


सृष्टि प्रवाह से भनादि है--यही सिद्धान्त सृष्टि उत्पत्ति 
की समस्या को हल करता है। और कोई भी कल्पता करो- 
शून्य से सृष्टि हुई, सदा से कार्य जगत्‌ ऐसा ही है इत्यादि-- 
वास्तव में सृष्टि की समस्या हल नही होती । तब सृष्टि प्रवाह 
से श्रनादि है-सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थूल रूप धारण करती है भ्ौर 
फिर श्रपने उपादान कारण में लीन हो जाती है यही प्रवाह 
चल रहा है। 


ब्रह्म चयेसृक्त ३२७ 


सृष्टि के भ्रादि में जहां परमात्मा ने भौतिक श्रांखों को 
लाभदायक बनाने के लिए भौतिक सूर्य का प्रकाश किया वहां 
सनुण्य की बुद्धिरुपी भअन्तरीय भ्रॉखो को सुखदायक बनाने के 
लिये वेद ज्ञान का भी प्रकाश किया । जिस तप के प्रभाव से 
भौतिक सूर्य का उदय हुग्ना उसी तप के बल ( तेभ्य: तप्तेभ्य- 
स्त्रयो वेदा भ्रजायन्त) से तीनों ( ज्ञान, कर्म, उपासना रूपी ) 
वेदों का प्रकाश हुआ । उस ब्रह्म विद्या का जिस द्वारा प्रकान्न 
हुआ, बही ब्रह्म--वेद का जानने वाला श्रौर उस में गति रखने 
चाला ब्रह्मचारी ब्रह्मा कहलाया। ब्रह्म बेद की श्रोर चर 
( गति--ज्ञान, गमन प्राप्ति ) गतिमान्‌ हो कर जिसने पहले 
उस में गमन कर के उस को प्राप्त किया इस लिए ब्रह्मा प्रथम 
श्रह्मचारी है। तेजोइसि तैजो मयि घेहि | तुम तेज स्वरूप हो 
मुझ में भी तेज को धारण कराशो ! इस प्रार्थना को ब्रह्मा 
ने ही साथथंक बनाया । तप द्वारा उस उग्रतेज को धारण करके 
चह सब से ऊचा उठ कर मनुष्य सृष्टि का श्रादि मुरु धना। 
जव-जब सृष्टि होती है, उसका उत्तर क्रम चढ़ाने धाला ग्रादि- 
पुरुष भी उत्पन्न होता है। इसी भाव को लेकर इ्वेताइब- 
तरोपनिषत्‌ में कहा है--'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्ण यो वे 
वेदांइच प्रहिणोति तस्मे।/ इसी भाव को प्रकट करते हुए 
उपरोक्त वेदमन्त्र का मानो एक प्रकार का भाष्य ही मण्डको- 


पनिषत्‌ में किया है-- 


श्ष धर्मोपदेश 


ब्रह्म देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। 
सब्रह्मविद्यां स्वेविद्याप्रतिष्ठामयर्वाय ज्येष्ठपुत्नाय प्राह ॥ 


कल्प, के आरम्भ से ( वर्णाश्रम ) धर्मे का प्रचारक 
झौर ( उस विद्या के प्रचार द्वारा ) सब प्राणियों का रक्षक, 
वेदवेत्ताश्रों में पहिला ( श्रर्थात्‌ समग्र वेद को जानने वाला ) 
पुरुष ग्रमैथुनी सृष्टि में ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। सब विविध 
विद्याश्रों में निष्णात ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्मविद्या को अपने 
ज्येष्ठ पुत्र श्रर्वा को उपदेश किया । 

श्रथर्वा ने भ्रद्भिरा को और उसने अ्रपने शिष्यों को-- 
इसी प्रकार दिष्य प्रशिष्य परम्परा से ब्रह्मविद्या का प्रचार चला 
झाता है। वेद के तीनों काण्डों का शंका समाधान होकर 
अथर्ववेद में उन का पूर्ण ज्ञान होता है इसी लिए श्रथववेद को 
ही वेद का भ्रन्त कहना ठीक है । इसी लिए जिस समर्थ शिष्य 
को ब्रह्मा ने वेद ज्ञान दिया उसका नाम अथर्वा हुआ और उसी 
से वेदान्त के प्रचार की परम्परा चली । 


ब्रह्मा पहिला ब्रह्मचारी हुआ्रा, उसी से ब्रह्म वेद के जानने 
वाले ब्राह्मण उत्पन्न हुए । ब्राह्मण कौन है ? जन्म से तो सब 
शूद्र हे--बह्म को चीम्हने से ही ब्राह्मण बनता है। 
जन्मना जायते शूद्रस्संस्कारादृह्विज उच्यते। 
बेदाभ्यासाद भवेद्रिप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण: | 


ब्रह्म चय॑सूक्त २६ 


ग्रादि, सब से ऊंचे स्थित, ब्रह्मचारी ब्रह्मा ने ही संस्कार 
द्वारा दूसरा जन्म देकर ग्रथर्वा को ब्राह्मण बनाया और फिर 
वही परम्परा चलती रही । सब विद्वान्‌ ब्रह्मा की प्रथम शिक्षा 
को शिरोधायें समझ कर ही मोक्ष रूपी अ्रमृत का पान फरते 
हैं और अब भी यदि सच्चा आ्राचार्य मिल जावे श्र वह 
ब्रह्मचारी को विद्या माता के गर्भ में स्थित कराके, तीन रात्रि 
( ४८ वर्षों की श्रायु ) तक रख कर उसकी पूर्ण रक्षा के 
पदचातृ दूसरा आत्मिक जन्म दे तो निस्सन्देह वह श्रादित्य 
प्रह्मचारी अमर जोवन को साथ लेकर ही उत्पन्न हो। इसी 
भाव को कसी उत्कृष्ट भाषा में मनु भगवान्‌ ने प्रकट 
किया है । 


ब्राह्मणों जायमानों हिं पृथिव्यामधिजायते । 
ईदवरः स्वेभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ 


पृथिवी में ब्राह्मण का जन्म होना ही श्रेष्ठ है क्यों कि वही 
घर के खज़ाने का रक्षक है। ब्राह्मण सदा ब्रह्मचारी है क्योंकि 
बह इन्द्रियों को वश में रखता है और गृहस्थाश्रम के कतेब्य 
पालन करता हुआ भी इन्द्रियों का गुलाम नहीं बनता । वह 
इतना ऊंचा उठता है कि उसे भोग नीचे नही खीच सकता। 
बह सारे जगत्‌ के पदार्थों को भ्रपना ही समभता है इस लिए 
उसके वास्ते कोई भी वस्तु अप्राप्त नही रहती-- 


३० धर्मोपदेश 


सर्व स्वं ब्राह्मस्थेदं यत्किख्चिज्जगतीगतम्‌ । 
श्रेष्ठये नाभिजलनेनेदं सर्व वे ब्राह्म सोईहँति ॥ 
जो कुछ भी जगत्‌ के पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मण के हैं, 
ब्ह्मोत्पत्ति रूप श्रेष्ठता के कारण ब्राह्मण सम्पूर्ण को ग्रहण 
करने योग्य है । तब तो मनु महाराज का कहना ठीक ही 
है कि-- 


स्वमेव ब्राह्मणों भुडक्ते स्वं वस्ते स्व ददाति च। 
झ्रानृशंस्थाद्‌ ब्राह्मसस्थ भुञज्जते हीतरेजनाः ॥ 


ब्राह्मण श्रपता ही खाता, भ्रपता हो पहिरता और श्रपना 
ही दान देता है । इस में सन्देह नहीं कि और लोग ब्राह्मण का 
दिया हुआ भोगते हे । संसार के भोगों में श्राप न फंसकर जो 
ब्राह्मण श्रन्य सारी प्रजा को यथार्थ भोग के लिए कमाई करने 
का सीधा मार्ग सिखाता है--वही धन्य है । 

अरब भी यज्ञ में ब्रह्मा का उच्चासन रहता है। यजमान 
श्रौर अन्य सब्र यज्ञ-पुरुषों को विषय में चलाना प्रब भी ब्रह्मा 
का ही अ्रधिकार है। गिरते हुआ को वही टोक कर गिरने से 
बचाता है। मनु भगवान्‌ ने धर्माधर्म का निर्णय करने के 
लिए दस विद्वानों की सभा और न्यून से न्यून तीन वेदों के 
जुदा-जुदा जानने वाले तीन की धर्म सभा का जो विधान किया 
है उसमें जो व्यवस्था, एक चारों वेदों का ज्ञाता, तदनुकूल 


ब्रह्म चर्य सूक्त ३१ 


ग्राचरण रखने वाला ब्रह्मचारी दे, उसकी बड़े से बड़े बहुपक्ष 
पर भी प्रधानता दी है। 

संसार में जब तक ऐसी गुरु-शिष्य परम्परा स्थिर रहती 
है तब तक उसके अन्दर धर्म और शान्ति का राज रहता है 
झ्रौर जब उस परम्परा में बाधा पडती है तब हो ग्रधर्म और 
ग्रशान्ति का दौरदौरा चलने लगता है। जब-जब भी पहिले 
ब्रह्मचारी का आदर्श सर्वसाधारण की झ्रांखों से ग्रोभल होता 
है तब-तब ही प्रजा का सम्मिलित ग्रात्मा उसके लिए व्याकुल 
हो कर पुकारता है। जब प्रजा के इस श्रनुताप में स्वच्छ, 
निर्मल, शुद्ध भाव प्रवेश करता है तब प्रजा के मालिक फिर 
से ब्रह्मचारी ब्रह्मा को संसार के उद्धार की आझ्राज्ञा देते हैं । 


है संसार की व्याकुल प्रजा ! क्‍या लाखों के रक्त श्रौर 
करोड़ों की श्रात्महत्या ने तेरे हृदय को श्रबव तक शुद्ध नहीं 
किया, जिस से कि अब तक तेरे अन्दर ब्रह्मचारी ब्रह्मा का 
श्रादुर्भाव नही हुश्रा । तब प्रभु से प्रार्थना करो कि वह सच्ची 
शुद्धि प्रदान करे जिससे ससार का शीघ्र कल्याण हो । 

झब्दार्थ 

( ब्रह्मणः ) वेद ज्ञान (की प्राप्ति ) से ( पूर्व: जातः 
ब्रह्मचारी ) पहला प्रसिद्ध हुआ्रा ब्रह्मचारी ( घ॒र्में वसान: ) दीप्त 
( प्रकाशमय ) रूप को प्राप्त होकर ( तपसा-+-उत्‌ झ्रतिष्ठत्‌ ) 
तप से ऊंचा उठता है। ( तस्मात्‌ ) उस ( पहिले ब्रह्मचारी ) 


रे२ धर्मोपदेश 


से ( ज्येष्ठम-|-बरह्म --ब्राह्मणम्‌ ) सब से बड़े वेद द्वारा ब्राह्मण 
उत्पन्न होते हैं (च सर्वे देवा:--अमृतेन साकम्‌ ) गौर सब 
विद्वान अमृतत्व सहित ( उत्पन्न होते हैं )। 


४ 


ब्रह्मचाय्येति समिधा समिद्धः 
काष्णं वसानो दी क्षितों दीघ॑रमश्रु: । 
स सद्यएति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्र 
लोकान्‌त्संगृभ्य मुहराचरिक्रत्‌ ॥ 
झ्रथवें०, काण्ड ११, भ्र० ३, सूक्‍त ५, ६। 


मन्त्र सार 


ब्रह्मचारी को तीनों लोकों की विद्या प्राप्त करने में ऐसी 

गन से जुट जाना चाहिये भ्रोर उन लोकों की घटनाश्रों को 
इस प्रकार हस्तामलक कर लेना चाहिये कि वे उसके भ्रम्त:- 
करण के लिये समिधावत्‌ हो जाये । उनको वह ब्रह्मचारी 
ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त यज्ञ-कुण्ड में डालकर यज्ञ-मण्डप की शोभा 
को चोगुता बढ़ा दे। उस प्रदीप्त ज्ञानाग्ति से उसका अपना 
हृदय रूपी मुख ग्रत्यन्त प्रकाशित होगा | यह तेज जो ब्रह्म- 
चारी के पवित्र मुख को प्रकाशित कर रहा है क्षणिक न 


ब्रह्मचर्यसूक्त है 


रहेगा यह तेज स्थिर होगा । 

यह सारा तैयारी का जमाना है--बह साधन काल है 
जिस में मनुष्य साधन सम्पन्न बनता है। कर्म के बन्धनों में 
फसे हुए साधारण मनृष्य के लिये विषयों में प्रवृत्ति साधारण 
श्रवस्था क्या--एक प्रकार से स्वाभाविक बन जाती है। उस 
प्रवस्था को बदलना हो ब्रह्मचर्याअ्रम का उददं वय है। प्रवृत्ति 
के स्थान में निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेकर ही विषयों की 
दासता को त्याग कर मनुष्य उसका स्वामी बनता है। परन्तु 
यह निवृत्ति मार्ग जहां जीवात्मा को अ्रपन्ती बनावट तथा 
तन्निदिष्ट ब्रह्माण्ड की गुलामी से कर भ्राजाद देता है वहां है 
यह बड़ा बीहड़ रास्ता | इस दुर्गंम पथ पर चलना तलवार की 
धार पर नृत्य करने के बराबर है। तब कया यह मार्ग अ्रसाध्य 
कर्म है? साधन-शून्य पुरुषों के लिए जहाँ यह श्रसाध्य है 
वहां साधन सम्पन्न ब्रह्मचारी के झागे इस की सब मंजिलें 
पपने आप साफ हो जाती हैं श्लोर वह बेखटके इतल में से गुजर 
जाता है। ब्रह्मचारी को न शारीरिक बनाव चुनाव की सुध 
है श्रौर न उस के सिगार की बुध। वह तत्व के उच्चासन 
की श्रोर दृष्टि लगाए सांसारिक फंसावटों से बेलाग जा 
रहा है । 

ब्रह्मचारी जब भ्रपनें व्रत को पूर्ण करके विद्या-व्रत स्नातक 
- होकर समावर्तन के लिये तैयारी करता है तो उस का वेश 


£३॥ “धर्मोपदेश 
क्या होता है ? काले मृग का चर्म तो उसका ओढ़ना है भर 
दाढ़ी मूछें उस की बहुत बढ़ी हुई हैं। श्रस्वाभाविक जीवन 
व्यतीत करते-करते जहां मनुष्यों को परमात्मा के दिये हुए 
श्रेष्ठ भोज्य पदार्थ पचाने के लिए गर्म मसालों और खटाई 
श्रादि की ज़रूरत होती है, वहां शौच के नियमों को भुला कर 
मेष्यों ने श्ौर भी अनावश्यक श्रवस्थाएं उत्पन्न कर ली हैं। 
ब्ह्मचांरी के लिए नॉपित की आवश्यकता नहीं और न सेफटी- 
रेजर श्रौर मशीन या केंची कौ। उसके शरीर के बाल, 
स्वतन्त्रता से बढ़ कर, जहां उसके ग्रन्दर की विद्युत को 
उत्तेजित कर के उस की रक्षा करते हैं वहां काले मृग का चर्म 
उस के शरीर को सर्दी-गर्मी के बाह्य ग्राक्रमणों से बचा कर 
उस को निःस्पृह जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाता है। 
ब्रह्मंचारी को एक धुन लगी है, भर वह धुत है--तत्वान्वेषण 
की ! इस के लिए वह संसार के सुखों को न्यौछावर कर देंता 
है और सब प्रकार के भोगों को त्याग देता है। और वह भोंगों 
में फंसे भी केसे ? जब वह प्रत्येक श्रव॒स्था में आनन्द ही 
प्रानत्द प्रमुभव करता है, जब अपने त्याग के श्रागे इन्द्रियों 
'को भ्ौर विषयों की शिर मुकाये देखता है....जब देखता है कि 
सचमुच इन का स्वामी वह बन रहा है तब वह भोंगों का 
'ज्ोष्य पदार्थ कैसे बन सेंकेता है । 

काले मृग का चंम घारण किए, बढ़ी हुई दाढ़ी-मृंछ वाला 


ब्रह्मचर्य युक्त 2 


प्रह्मचारी ही भोगों से भोगे जाने के स्थान में उन्हें. प्रपता 
भझ्राज्ञा पालक सेवक बनाता है। मन्‌ भगवान्‌ ने यज्ञ प्रधान 
देश में ही ब्राह्मण को बसने की ग्राज्ञा देते हुए यज्ञ प्रधान देश 
के जो बिश्वेषण बतलामे है उन्त में एक विशेषण यह है.कि उस 
प्रदेश में काले मृग स्वतस्त्रत से विचरते हों। इस लिए काले 
भुग का चर्म प्राप्त करते के लिए उच्च के घात करने को मनु- 
स्मृति मे भी लक्ष्य में नहीं रक्खा । जहां काले मृग स्वतन्त्रता 
से विचरते हैं वहां उन का चर्म, उनकी स्वाभाविक मृत्यु पर 
घनियों के लिए प्राप्त करना बहुत सुगम है। 

जिस आश्रम निवासी ब्रह्मचारों ते आचार्य की दृष्टि से 
रक्षा पाते हुए सर्दी-गर्मी फी ताएना से ऊचे उठ कर ब्रह्म 
त्तेज को घारण कर लिया है वही दीक्षा का प्रधिकारी होता 
है--'ब्रतेन दीक्षामाप्नोति ।' चाहे विद्या की पाठविधि समाप्त 
भी कर चुका हो परल्तु ब्रह्मचारी दीक्षा का श्रधिकारी उसी 
समय होता है जब कि बह प्रतस्नातक बनने की योग्यता प्राप्त 
करले, तब वह पहिले समुद्र को नियम-पूर्वक लांघ कर दूसरे 
समुद्र में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्थ पहिला समुद्र है। जिसने 
इस पहिले समुद्र में ग्रोते खाए हों, जिसने ब्रह्मचर्याश्रम में 
रहते हुए उसके पष्िष्र नियमों को तोड्टा हो, जिसे पूर्वाश्वम में 
ही विषयों ते भोग कर खोखला कर दिया हो वह गृहस्थाश्रम 
रूपी उत्तर समुद्र में प्रवेश करते का साहस क्‍यों करता है ? 


३६ धर्मोपदेश 


इसलिये कि अ्रविद्या ने उस को अन्धा कर दिया है और उसमें 
देखने की शक्ति नहीं बची | गृहस्थ रूपी उत्तर क्षमुद्र में काम, 
क्रोध, मोह, लोभ, भ्रहंकार रूपी बड़े-बड़े मगरमच्छ मुंह खोले 
विचर रहे हैं, भयंकर भोग की लहरें उठ रही हँ--वहां इन्द्रिय- 
दमन द्वारा सुदृढ़ रहना ब्रह्मचारी का ही काम है। ब्रह्मचये 
साधन का फल कया है ? वेद का उत्तर है 'लोक संग्रह ।! 
समुद्र अथाह है, श्रान्धी के थपेड़े लहरों को बल्लियों ऊपर 
ले जा रहे हैं प्रौर उसके भ्रन्दर मनुष्यों से भरी हुई किश्ती 
फंस गई है । आमने-सामने की लहरों ने किश्ती को भवर में 
फंसा दिया है। उस किश्ती को कोन निकाले ? किनारे पर 
हा हा कार मच रहा है, परन्तु किसी का साहस नहीं पड़ता 
कि हिल सके। किईती के यात्री लहरों की हलचल के मद से 
उन्मत्त श्रपती शोचतीय भ्रवस्था को अ्रनुभव नही करते; सिर 
में चलकर भा रहा है श्र ऐसा भ्रन्धेरा छा गया है कि उन्हें 
प्रपनी हीत दशा का परिज्ञान ही नही। ऐसी दशा में एक 
तेजस्वी महात्मा जज़ूल में चले भ्रा रहे हैं। एक क्षण में 
उन्होंने सारी श्रवस्था को जाँच लिया श्रौर एक दम से समुद्र 
में कूद पड़े । देखते-देखते यह गए ! वह गए ! किछ्ती को जा 
पकड़। और उछल कर ऊपर चढ़ गए । पतवार को भय के. 
नशे में चर भोगी से छीत कर अपने हाथ में लिया, और 
किदती समल गई | वह लहरों की भवर॑ से तिकली ्ौर 


ब्रह्मचयंसूक्त ३७ 


किनारे पर लग गई । 

ब्रह्म को प्राप्त, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी किस लिए तैयारी 
करता है ? क्‍या विषयों का दास बनने के लिए ? यदि यही 
उद्द श्य होता तो भौतिक गृह से आत्मिक गर्भ में पुनः प्रवेश 
का क्‍या मतलब ! ब्रह्मचारी सारी तेयारी इस लिए करता है 
कि स्वार्थ को भूल कर संसार की पीड़ित प्रजा के दु.खहरण 
करने के लिए जनता का सच्चा मार्ग दर्शक बने । ऐसे ब्रह्मचारी 
उत्पन्न करने का अधिकार श्रार्यावर्त्त के गुरुकुलों को था। क्या 
वह समय फिर लाया जा सकता है ? यदि नही, तो संसार के 
पुनरुद्धार की आशा छोड़ देवी चाहिए । 

शब्दार्थ 

( ब्रह्मचारी समिधा समिद्ध: ) जो ब्रह्मचारी समिधा 
( पृथिवी लोक, सूर्य लोक, तथा श्रन्तरिक्ष लोक के विद्यारूपी 
यज्ञ ) से प्रकाशित ( करार्ष्णम्‌ वसान: ) काले मृग का चर्म 
धारण किए ( दीर्घ्॑मश्रु: दीक्षित: एति ) बढ़ी हुई दाढ़ी मोंछ 
वाला दीक्षित होकर चलता है। ( सः सच्यः पूर्वस्म/त्‌ उत्तरम्‌ 
समुद्रम्‌ एति ) वह शीघ्र ही इस ( ब्रह्मचयं रूपी ) पहिले से 
ऊपर के ( गृहस्थ रूपी ) समुद्र को प्राप्त होता है और 
( लोकान्‌ समृभ्य मुहुः भ्राचरिक्रत्‌ ) लोक संग्रह कर के बार- 
म्बार झभिमुख ( भर्थात्‌ वश्ष में ) करता है। 


३ 
ब्रह्मवारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोक॑, 
प्रजापति  परमेष्ठिन विराजम्‌। 
गर्भो भृत्वामृतरय, 
योनाविद्धों ह भृत्वासुरांस्ततहे ॥ 
प्रथर्व० काण्ड ११, भ्र० ३, सूवत ५, ७ । 


भन्त्र सार 

ब्रह्मचर्य की प्राधारशिला वेदारम्भसस्कार है। ब्रह्मचारी 
सब से पहिले आचार्य से वेदमन्त्र (गायत्री ) की दीक्षा लेता 
है । फिर से ही उसे प्राणविद्या का ज्ञान होता है। ज्ञान बिना 
प्रभ्यास के कुछ भी फल नही लाता । प्राणविद्या का ज्ञान इस 
लिए आवश्यक है कि उस से प्राणों को बश मे लाया जा सके । 
इसलिये वेदाभ्यास के साथ ही उसे तीन प्राणायाम नित्य करने 
की शिक्षा मिलती है। तप ब्रह्मचर्य का मूल है श्रोर मनु 
भगवान्‌ कहुते हैं कि ( प्राणायाम: परंतपः ) प्राणायाम ही बड़ा 
तप है | प्राणों को वश में करने से ही मन वश में श्राता हैं 
भ्रोर तब इन्द्रियां डावॉडोल नही होती मन की एकाग्रता से ही 
संसार का यथार्थ दर्शन होता है। डांवॉंडोल मन संसार के 
वास्तव्य को नहीं समझ सकता । संसार का वास्तविक स्वरूप 
देखने के लिये निश्वल मन की आवश्यकता है। जब लोक-सग्रह 


ब्रह्म चर्यसूक्त कह 


ब्रह्मचारी का परम अधिकार है तो उससे पहिले उसे लोक का 
यथार्थ स्वरूप मालूम होना चाहिए । वेद विद्या की 'ब्राप्ति का 
फल्ल प्राणविद्या में प्रवेश झोर प्राण बिद्या द्वारा प्राणों को वश 
में करने का फल जगत्‌ के वास्तविक स्वरूप को जानना है.। 


लोक के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान किस लिए चाहिए ? 
इसलिए कि उस लोक के ठीक (लोक--दश्शने) दशशन हो सकें। 
रूप से विमोहित होकर मनुष्य ब्याकुल पागलों को भांति उसी 
को ओर टिकटिको लगा देते हैं। परन्तु प्राणों को बश में कर 
के ब्रहचारी विचार करता है--क्या श्रस्थी, मज्जा श्रौर 
चर्माद की यह चमक है जो सुन्दर मानवी चेहरे को दहका 
रही है ? क्‍या जड़ प्राकृतिक जिह्ठा के अन्दर वह लालित्य है 
जो सहस्रों को मूछित कर देता है ? कया पत्थर, पानी भौर 
पोल के श्रन्दर वह घटा छिपी हुई है जो हिमशिला की झ्रोर 
स्वभावत मनुध्यों की बाहरी ग्रांखों को श्राकर्षित कर रही 
है ? प्राण के विजेता ब्रह्मचारी की प्रन्दर की आंखें खुल जाती 
'हैं श्ौर वह देखता है कि जड़. में सोन्दय्य नहीं है। जिस प्रकार 
अन्द्रादि लोक सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर के ही प्रकाक्षित होते 
हैं'इसी प्रकार सारी प्रकृति सौन्दय्य को क्रिसी अन्य उच्च 
“हॉक्ति से धारण करती है। साश सौन्दयं उस प्रभु का।है जो 
“सब से ऊंचा! स्थित, सब 'में व्यापक: हो कर' खब को प्रकादा' दे 
रहा है--जो सूर्य लोकों का-भी शोतक क़या-देव ग्रोर 'ऋषि 


४० घर्मोपदंश 


महात्माश्नों के हृदयों का भी प्रकाशक है । 

ऐसी तिर्मल बुद्धि को लेकर ब्रह्मचारी दीक्षा से ब्रत का 
प्रधिकारी बनता है तब उसे बाहर के प्रलोभन श्रपनी श्रोर 
नहीं खींच सकते मोक्ष-स्वरूप परमात्मा के प्रन्दर जब भ्रात्मा 
स्थित हो गया तब अडोल हो जाता है। यही उप्तका अपूर्व 
गर्भ है । जब इस गर्भ में स्थित हुआ तो बाहर की 'सुध-बृध' 
भूल जाता है। हर मुल्क झौर हर समय में श्रादर्श विद्यार्थी 
उसी को माना जाता रहा है जिस का विद्या प्राप्ति की धुन में 
बाहिरी दुनियां के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता । जिसने बालों 
की दासता, वल्त्रों की दासता, चटोरी जुबान की दासता, और 
गोष्ठी की दासता में समय श्लौर शारीरिक बल को नष्ट किया 
है वह सावित्री माता के गर्भ में कभी गया ही नहीं। 

जिस प्रकार हाथ-पैरादि भ्रवयव बन जाने पर प्राकृतिक 
माता के गर्भ में बालक हाथ-पैर मारने लगता है और बुद्धि- 
मती माता उसे धामिक पिता की सहायता से झान्त कर देती 
है इसी प्रकार जब सावित्री माता के गर्भ में ब्रह्मचारी जल्द- 
वाज़ी से कुछ व्याकुल होने लगता है तो श्राचार्य की सहायता 
से विद्यामाता उसे सावधान कर देती है। यह गर्भ का समय 
बड़ा नाजुक है, विशेषतः श्रारम्भ का समय | जब आरम्भ के 
पांच मास व्यतीत हो जायें तो फिर माता सन्‍्तान की ओर से 
निद्चन्त हो जाती है। इसी प्रकार जब ब्रह्मचारी गुरकुल् 


कहा चयेसक्त डर 


सिंवास के पहले दश वर्षों के भ्रन्दर से सेही सलामंत गुजर 
जांय तो जहां वेद विद्या परं उसका विदवोस हो जात है वहां 
आचाये भी उस की रक्षा से श्रपेक्षया निश्चिन्त हो जाता है । 
जब इस प्रकार सुरक्षित ब्रह्मंचारों जन्म लेंकर द्विज॑न्मा बेनता 
है तब निसन्देह वह (इन्द्र) पद का भप्रधिकारी होता है । 

'इन्द्र' कौत है ? मानवी बनावट के भ्रन्दर हो देव भौद 
प्रसुर दोनों हैं। ज्ञानेन्द्रिय देव हैं, क्योंकि जीवात्मा जितना भी 
ज्ञान उपाज॑न करता है षह इन्हीं के द्वारा अन्दर पहुँचता है। 
काम, क्रोध, मद, मोह, लोभादि असुर हैं भर वे भी कहीं बाहर 
से नहीं ग्राते । देवभाव के उलट जाने से ग्रन्दर ही इनकी उत्पत्ति 
होती है। इन्द्रियकूपी देवों को जब जीवात्मा वष्च में कर लेता 
है तब उसकी “इन्द्र! संज्ञा होती है श्र अविद्या रूपी बिरोचने 
(विगत प्रकाश) काम, क्रोधादि को उत्पन्न करके विषयों में 
जीवात्मा को इन्द्रियों का दास बना लेता है तभी उस की 
मनुष्य से भी नीचे राक्षस संज्ञा हो जाती है | 

ब्रह्मचय का अन्तिम उद्देश्य यह है कि ब्रह्म (वेद श्रोर 
परमेद्बर ) तेज धारण करके संसार का कल्याण किया जाय 
झोर यह नही हो सकता जब तक कि काम-क्रोधादि के दलों 
को केवल भगा ही ते दिया जाय प्रत्युत उर्त को 'दग्घबीजबत्‌' 
तष्ड भी ने कर दिया जांय। 

ब्रह्म चर्य का आदंश इस समय लौप हो रहा है, संसार 


“४२ धर्मपदेश्न 


इस लिये भोग श्र स्वार्थ के जल में फंस रहा है। इस फांस 
को काट कर जनता को मुक्त कराना इस समय का सब से 
(मंडा काम है। क्‍या माता के गर्भ में कोई ऐसा बालक रक्षा 
पा रहा है ? उत्तर की प्रतीक्षा करती चाहिए। 
दब्दार्थ 

( ब्रह्म ) वेद विद्या ( प्राण: ) प्राण विद्या ( लोकम ) 
दृश्यमान जगत्‌ श्रौर ( परमेष्ठिनम्‌, विराजम्‌, प्रजापतिम्‌ ) 
सब से ऊंचे स्थित, सब के प्रकाशक, प्रजा पालक ( परमात्मा ) 
को ( जनयन्‌ ) प्रत्यक्ष करते हुए ( ब्रह्मचारी ) ब्रद्मंधारी ने 
( श्रमृतस्य योनौ गर्भे: भूत्वा ) मोक्ष प्रदायनी ब्रह्मविद्या 
( सावित्री ) रूपी योति में गर्भ रूप हो कर और ( ह इन्द्र: 
भूत्वा ) भौर निस्सन्देह इन्द्र हो कर ( असुरान्‌ ततहं ) भसुरों 
को नष्ट किया है । 


प्र 
झाचायरततक्ष नभसी उभे इमे 
उर्वी गम्भोरे पृथिवीं दिवं च। 
ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी 


तस्मिन्‌ देवा. संमनसों भवन्ति ॥८॥। 
प्रथवं० काण्ड ११, भ्र० ३. सूक्‍त ४५. ८। 


मन्रसार 


स्वये प्रकाशमान तथा प्रकाश्षमानों से प्रकाशित-दो ही 
प्रकार के इलोकों से जड़ित यह भ्रन्तरिक्षरूपी अथाह समुद्र है। 
ये दोनों प्रकार के लोक एक ही नियम में परस्पर ग्रथित हैं । 
जहां एक सौर नक्षत्र के सब बज एक-दूसरे को श्रपनी औ्रोर 
खीब ले और एक सूर्य के गिर्द एक ही नियम से चक्कर लगाने 
पर श्रपनी स्थिति स्थिर रख सकते हैं, वहां अ्रसंख्यात सौर 
नक्षत्र एक बड़े नक्षत्र के गिदे चक्कर लगाते हुए ही शायद, 
आकाश की शोभा बढ़ाते रहते हैं। इन में से हमारो पृथिवी 
ग्रप्रकाशमान लोकों की प्रतिनिधि रूप से तथा हमारा सूर्ये 
प्रकाशमान लोकों के प्रतिनिधि रूप से ही सारी भौतिक विद्या 
के स्रोत हैं। इन दोनों को विद्या को ब्रह्मचारी के लिए श्राचार्य 
ही प्रकाशित करता है। विस्तृत फंली हुई पृथिवी भर मानवी 
आंखों के लिए गम्भीर सूयंलोक विद्यार्थी की दृष्टि में एक 
झचम्भा सा दिखाई देते हें जब तक कि आचाय॑ का उपदेश 
उस के लिए उन के रहस्यों को खोल कर नही युलझा देता । 
श्राचार्य [ भ्र्थात्‌ ब्रह्मचय पूर्वक ब्रह्मचारी की इच्छा करने 
वाला ) ही सचमुच पृथिवी भौर सूर्य को ब्रह्मचारी के लिए 
झ्राकृति देने वाला है। 

प्राचार्य ने 'धयावापृथिवी' का यथार्थ ज्ञाने ब्रहचारी को 
दे दिया; परन्तु फिर भी क्या उसे ज्ञान पते ब्रह्मचोरी स्थिर 


चड धर्मोपदेश 


लाभ उठा सकता है । बिजली चमक जाती है, कुछ काल के 
पीछे फिर चमक जाती है । परन्तु क्या इस से मनुष्य मात्र को 
कुछ भी लाभ मिला। श्रमेरिका में “बैन्जमिन्‌ फ्र कूलिन! से , 
पहिले कितनी वार पहाड़ों पर और जज्जलों में बिजली चमकी, 
परन्तु सिवाय इस के कि वहां की बालबुद्धि प्रजा आइचयित 
हो,कर मुह बाय दे, उस का कुछ भी परिणाम न हुप्ना | परन्तु 
'फ्रंकूलिन ने उसी आ्राकाशव्यापिनी विद्युत्‌ को पृथिवी पर 
जंजीरों में पडड़ लिया और गश्राज बलवती विद्युत्‌ दिमाग 
रखने वाले निर्बल से निर्बल मनुष्य की भी दासी बनी हुई है। 
प्रकाश से उतार कर पृथिवीतल पर. बली विद्युत्‌ को बन्दो 
गृह में फ्रेंकूलिन ने, किस शक्ित के श्राधार पर डाला। निस्स- 
न्देह वह तप की ही उत्कृष्ट शक्षित थी । उस तप की शक्ति 
से भ्राज तक प्रकृति के प्रबल से प्रबल चमत्कारों को क्रियावान्‌ 
विद्वान्‌ काबू करते रहे हैं। तप की शक्ति बड़ी है। भ्राचार्य से 
मिली हुई शिक्षा को दुढ़ता से धारण करने के लिए तप की ही 
झ्रावश्यकता है। 

एक ही प्रकार का बीज विविध भूमियों में बोया जाता 
है। सब स्थानों में एक सो ही उपज नहीं होती। इसका 
कारण क्या है ? इस का कारण यही है कि उन भूमियों में 
शक्तिभेद है । एक ही आज्ञाये के पास बहुत से विद्यार््री शिक्षा 
पा रहे हैं। परिणाम में वहां भी.अहुत बड़ा. मेद, पड़ जाता; 


ब्रह्मचर्यसूर्यत ४५ 


है । जहां एक विद्यार्थी मूर्ख का मूर्ख रह जाता है वहां दूसरा 
मौलिक सिद्धान्तों का ग्राविष्कार करने वाजा सिद्ध होता है। 
यह भेद क्‍यों. ? यहां तप का अभाव वा भाव ही मुख्य कारण 
है । विद्यारूपी बीज सब के लिए एक सा खुला है और एक ही 
प्रकार शिक्षा का हल चला कर उसे बुद्धिरुपी खेतों में बोया 
जा रहा है। परन्तु जहां तप नहीं वहां पहले तो बीज उगता 
ही नहीं और यदि उगता भी है तो ठीक उपज नहीं होती । 
ग्राचायं का परिश्रम तभी फलीभूत होता है जब कि ब्रह्मचारी 
के अन्दर तप का साधन जागृतावस्था में हो । - 

एक ही गुरुकुल में, एक ही आचाय॑ की सरक्षता में, एक 
ही प्रकार के उपाध्यायों से शिक्षा पाते हुए क्या कारण है कि 
कोई उत्तम ब्राह्मण बनता है, कोई वीर प्रजापालक क्षत्रिय ' 
बनता है, कोई वैश्य बनता है, और कोई शूद्र भी नहीं बन 
सकता । यहां भी तप ही भ्रसमानता का कारण है । 

आचार्य जो ज्ञान देता है ब्रह्मचारी तप से उस की रक्षा 
करता है। जिस वंदिक ज्ञान के संसार में प्रसरण का कारण भी 
तप ही है, उस के विस्तार की रक्षा का मूल साधन भी तप ही 
हो सकता है । ब्रह्मचर्य का भीषण ब्रत भी तप के चट्टान पर 
ही स्थिर रह सकता है। तब भ्राचारय के लिए उत्तम गुरुदक्षिणा 
यही है कि जो ज्ञान उसने शुद्ध हृदय से ब्रह्मचारी को दिया 
है उस-की रक्षा-बरह्मचारोी तप द्वरा.करे। उस का फल क्या 


४६ धर्मोपदेश 


होगा ? उस ब्रह्मचारी में सब देवता एक्र-मन होंगे श्र्थात्‌ 
उस के जीवन में विध्वकारी न होंगे प्रत्युत सहायक होंगे। 
आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य तथा इन्द्र श्रौर प्रजापति 
उस के वश मे होंगे। ग्राग और पानी, हवा और सूर्य, प्राण 
झौर मन, विद्युत भर यज्ञ--सभी उस के वश में होंगे । उस 
के लिए लोक-लोकान्तरों के पर्दे उठ जायेंगे श्रोर वह प्रत्येक 
प्राकृतिक वस्तु के निज स्वरूप को देखता हुआ झात्मिक जंगत्‌ 
में भी राज्य करने के योग्य बन जावेगा । 

तप की कैसी महिमा है ? जो तप ग्राह्नाद से भी ऊपर 
उठाकर, परमानन्द शान्त अवस्था तक पहुंचा सकता है, जो 
तप दुःखों के गन्ध को भी समीप आने से रोक देता है, जो 
तप अपने स्वरूप को पहिचानने के योग्य बनाता है--उस तप 
से मुक्त होने को ही जो नराधम स्वर्ग का साधन समभते हैं, 
वे ब्रह्मचर्य तथा विद्यार्थीजीवन के गौरव को समझ ही नहीं 
सकते । 'सुखाधिन: कुतो विद्या, विद्याथिनः कुतो: सुखम्‌ ।' 
विद्या तपस्वी के लिए है, सुखी के लिए नही । स्व की कामना 
से जो यह करते हैं वे ग्रनुभव के बाद स्वय तपस्वी हो जाते 
हैं । परमपिता ससार भर के विद्यार्थियों को तप के लिए प्रेरित 
करें यह संन्‍्यासी को हादिक प्रार्थना है । 


शब्दार्थ 
ब्रह्मचारी के लिए ( उभे इमे नभसी ) इन दोनों परस्पर 


ब्रह्मचयेसक्‍्त ४७ 


बंधे हुए ( उर्बी गम्भीरे पृथिवीम्‌ दिवम्‌ च ) विस्तृत तथा 
गहरे इन पृथिवी और सूर्य को ( आचाय॑: तत्तक्ष ) झ्राचार्य ही 
श्राकृति देता है। ( ब्रह्मचारी तपसा ते रक्षति ) उन दोनों की 
ब्रह्मचारी तप से रक्षा करता है। ( तस्मिन्‌ देवा: समनसः 
भवन्ति ) उस ब्रह्माचारी में सब देवता एक मन होते हैं । 


&€ 
इमां भूमि पृथिवीं ब्रह्मचारी, 
भिक्षामाजभार प्रथमो दिवं च। 
ते कृत्वा समिधावुपास्ते, 
तयोरापिता भुवनानि विश्वा॥ 
अथवं० काण्ड ११. सूकत ५. मन्त्र ६। 


सन्त्रसार 


सब दानों में ब्रह्मविद्या का दान ही श्रेष्ठ है। कप, तड़ा- 
गादि, वस्त्र भोजनादि--सब दानों मे ब्रह्मदान ही उत्तम है। 
मनुस्मृति में कहा है-- 
सर्वेषामेत्र दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। 
वार्यन्नगोमहीबासस्तिलकांचनसपिषास्‌ ।। 


जल, प्रत्न, गाय, भूमि, वस्त्र, तिल, सोना, घी--इन 


८ घर्मोपदेश 


दानों से ब्रह्म अर्थात्‌ वेदविद्या का दान ग्रधिक विशेष :है। 
आचाये ही वेद विद्या का दाम देता है। वेद की पढ़ाई में; 
बहमविद्या के अध्यापन में भी यदि ढकापथ ही चला तो फंल 
कुछ नही होगा । विद्या कोई भी हो, उस का प्रध्ययन ब्रह्म- 
विद्या द्वारा तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए होना ही श्रेयस्कर है 
झ्यौर उस ब्रह्मविद्या का सौदा नही हो सकता | उस का 
निष्कामता से दान हो हो सकता है। जो टकों के बदले पढाता 
है वह टीचर हो, प्रोफेसर कहलाए, प्रिन्सिपल भी प्रसिद्ध हो, 
परल्तु वह आचार्य नही बव सकता। आक्षार्ग बनने के लिए 
पहिला स्वाभाविक गुण यह होना चाहिए कि निष्कामता की 
पराकाष्ठा पर पहुच जाय। धन कमाने वाला बनिया श्राचार्य 
नही बन सकता, शारीरिक दण्ड देने वाला क्षत्रिय भी आचार्य 
नहीं बन सकता; फिर शूद्र का तो कहना ही क्या है। झाचार्य 
बनने के लिए 'ब्राह्मण' का ही श्रधिकार है। और ब्राह्मण को 
वेद में शरीर के मुख्य भाग से उपमा दी है। उस भाग में 
प्राण हैं जो खरे शरीर को अपने दान से पुष्ट रखता है। प्राण 
की महिमा इसी लिए बहुत भ्रधिक की गई है। उपनिषदों से* 
श्रागे बढ़कर अथर्ववेद तक में प्राण की बड़ी प्रद्यंसा है। यहां 
तक कहा है कि सारे ब्राक्मण का भाषार प्राण ही है-- 


प्राणस्मेढद:! बे सर्व त्रिदिवे यध्पतिष्ठितस्‌ । 
सतत्तेव पुत्रतत रक्षस्व धीदच प्रज्ञां'च विधेहि त इति ३॥ 


प्रह्मचयेसकत अरे 


माता जैसे सच्तान की रक्षा करती है बसे ही प्राण शरीर 
के सब प्रद्धों तथा प्रत्यज्धों की रक्षा करता है। इसी प्रकार 
झनुष्य समाज रूपी पुरुष की बनावट में ब्राह्मण ही संघ का 
प्राधार है | ब्राह्मण ही प्राचार्य हो सकता है। ब्राह्मण यद्यपि 
धूसरों की कमाई का भ्रन्न-जल ग्रहण कर के पलता है तथापि 
सनुस्मृति मे सब कुछ ( जो भी ससार मे है ) ब्राह्मण का ही 
बसलाया है--सर्वस्व ब्राह्मणस्पेद यत्किचिज्जमतीगतम्‌' और 
फिर कहा है--- 

स्वमेव ब्राह्मणों भूडवते स्वं बस्ते स्व॑ ददाति थे । 
आनुशंस्थाद्‌ ब्राह्मरास्थ भुञ्जते होतरे जना: ॥ 

ब्राह्मण भोजन करे, पहिरे वा देबे, सों सब ब्राह्मण को 
अपना ही है | दूसरे लोग जो भोजनादि करते हैं वह केवल 
ब्राह्मण की कृपा है। 

सारा ससार ब्राह्मण के दान से ही पलता है। उस दर्निं- 
छील श्रेष्ठ ब्राह्मण ग्राचायं से ब्रह्मचारी पहली भिक्षा मे प्रत्यक्षे, 
विस्तृत भूमि का ज्ञान उपलब्ध करता है। तृण से लेकर 
, एथिवीपयैन्त का ज्ञान ब्राचारयय पहिले देता है। बह एक समिधा 
हुई । परन्तु एक हांथ से ताली नहीं बजती। दो के बिंसीं 
पूर्ति नहीं होती । पृथिषी प्रत्यक्ष है, इन्द्रियप्राह्म हैं परन्तु उस के 
प्रल्दर के रहस्य बिना विशेष प्रकाश के समझ में नहीं आते । 
तब ग्राचार्म अह्वचारी को परोक्ष ज्ञान देता है। पूथिया में 


पूछ धर्मपर्देश 


उच्त को चुलोक' में ले जाता है। भौतिक सूर्य से ले कर आ्रात्मा 
तक को प्रकाश्न देने वाला, 'प्रकाश स्वरूप' तक ले जाता हुआा 
झ्राचाय शिष्य के लिये भिक्षा पूरी कर देता है। इस परिशिष्ट 
दान को प्राप्त कर के ब्रह्मचारी 'समित्पाणि' हो कर गुरु के 
दरबाए की ओर चलता है, क्योकि झ्राचाय से मिली भिक्षा भी 
निन्दनीय नहीं-वह भी सराहनीय है, कल्याणकारी है। परन्तु 
'स पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌' उस गुरुओं के भी गुरु, 
पूर्व श्राचार्यों के भी ग्राचार्य, जिस के लिए भूत और भविष्यत्‌ 
कोई प्रस्तित्व नही रखता--उस परभ गुरु से भिक्षा प्राप्त 
किए बिना ब्रह्मचारी अपने परम उद्देश्य को प्राप्त नही होता । 
प्राचार्य से प्राप्त किया हुआ दात उसे अगले दान का अधि- 
कारी मात्र बनाता है। पृथिवी झ्लौर द्यौो के ज्ञान रूपी दो 
समिधाओं को श्रद्धाजली रूपी दोनों हाथों में ले कर ब्रह्मचारी 
उस परमतत्व के समीप पहु चता है। इन्हीं दोनों समिधाश्रों 
पर सब लोक भ्राश्चित हैं। वहां पहु च॒ कर ब्रह्मचारी सब देवों, 
प्रकाशकों, ब्रह्माण्ड के चलाने वाली शक्तियों को एक ही वीणा 
की तार बनी हुई, एक ही स्वर से श्रलापते सुनता है। वहां 
पहुंच कर द्रन्द्र से मुक्त होता है भोर प्रपने प्राचार्य के लिए 
सच्चे धन्यवाद का भाव उस के हुदय में उत्पन्न होता है। 
संसार सच्चे ग्राचायों के बिना पीड़ित हो रहा है। उस 
का भशारह हृदय सच्चे पथ-दर्षकों के बिता व्याकुल हो रहा 


ब्रह्म चयैसूकत श्र 


है परन्तु उधर से झाशाजनक शब्द भी सुनाई देता है। शिका* 
यत यह है कि भ्रच्छे विद्यार्थी महीं मिलते | किन्तु क्षिकायत 
करने वाले यह भूल जाते हैं कि सच्चे झ्ाचार्म दुलंभ हो गए 
हैं। जिस बेद का उपदेश ऊपर दिया गया है। उस बेद का 
प्रचार जिस देश में खुला था प्रौर जिस के प्राचार्यों के चरणों 
में बेठ कर सदाचार की शिक्षा लेने भ्रन्य देशों के लोग पाते 
थे, उसी देश में जब ग्राचार्यों का श्रभाव है तो शौर किसी 
स्थान से क्‍या ग्राशा हो सकती है। नवीन ट्रेनिज़ कौलेज ऐसे 
आ्राचार्य उत्पन्न करने में अशक्त हैं। जहां दिन-रात भ्राचार्यों के 
बेतन बढ़ाने का प्रदन उठाकर बनियो का सा सौदा किया जाता 
है--उन शिक्षणालयों से श्राशा रखना व्यर्थ है। है परमगुरो ! 
तुम्ही अपने शिक्षणालय के अन्दर इस देव-निर्मित भूमि के 
विद्वानों को खीच लो, जिस से थे सांसारिक कामसाग्रों १९ 
बिजय प्राप्त करें और ब्रहाविद्या का दात देने की शक्षित धारण 
कर के विस्तुत भूमि और प्रकाश की शक्तियों की.समिधा 
अह्यचारियों के हाथों में देकर उर्हहें विविध शक्तियों के एकत्र 
करने के लिए केन्द्र बना सके । 
बब्बार्थ 

( अह्मचारी प्रभम: ) ब्रह्मचारी पहिले ( हमाभ्‌ पृथियीं 
भूमि भिक्षाम्‌ श्राजभार ) इस विस्तृत भूमि को शिक्षा में 
झाहरण करता है, (दिव च) फिर बुलोक को। प्लौर 


२ ' धर्मोफ्देश 


( समिधौ कृत्वा उपासते ) उन दोनों को समिधा बना कर 
उपासना करता हैं। ( तयो: विज्वा मुवनानि अपिता ) उन्त 
दोनों में सब लोक श्राश्रित हैं । 


जन 


१० 
प्र्वागन्‍्य: परो अत्यो दिवस्पष्ठाद, 
गृहानिधी निहिती ब्राह्मणस्थ। 
तौ रक्षति तप्सा ब्रह्मचारी तत्‌, 
केवल कंणुते ब्रह्म विद्गान्‌॥ 
भ्रथव॑० काण्ड ११. श्र० ३. सृक्‍त ५ १०॥ 


मन्त्रसार 


ब्रह्मचारी किस से भिक्षा ग्रहण करता है ” इस पर लिखते 
हुए पीछे कहा जा चुका है कि वेद विद्या का दान ही सब 
दानों मे श्रेष्ठ है श्रौर वह झ्राचाय हो दे सकता है। इस लिये 
ब्रह्मचारी को आचाय॑ से ही भिक्षा लेनी चाहिये । उस पहिली 
धो और' पृथिवी ( स्वप्रकाशमान तथा दूसरो से प्रकाशित ) 
लोकीं कीं विद्या रूपी भिक्षा प्राप्त कर के ही ब्ह्मचारी को 
सन्तुष्ट न हो जाना चाहिए, क्योंकि वे सब तो 'परमोह श्य की 
प्राप्ति' के केवल साधन मात्र हैं। भ्राचायं की हृदय रूपी गुफा 


ब्रह्म चयेसक्त फ्३े 


मे केवल एक ही खजाना नही है, उस गुफा के ग्रन्दर एक 
और कोष भी है जिस का पता ब्रह्मगारी को तब ही लग 
सकता है जब कि वह पहली भिक्षा को पचाने योग्य बने 
जावे । तप-पूर्वक गुरुकुल में निवास करता हुश्रा ब्रह्मचारी दो 
भौर पृथिवी-दोनों प्रत्यक्ष लोकों की विद्या प्राप्त कर लेता 
है । लोक दर्शने-प्रत्यक्ष होने से ही तो यें सब लोक कहलाते 
हैं। परन्तु इन प्रत्यक्ष लोकों से परे, इन से भी ऊचा एक पद 
है जिस की प्राप्ति ही जीवन का परमोदृश्य है। भौतिक पृथिवी 
को भौतिक सूय प्रकाशित करता है, परन्तु हृदय मन्दिर को 
प्रकाशित करने का अधिकार आात्मिक सूर्य को हो है । जो कि 
जीवात्मा को भी मन्दिर बना कर उसे प्रकाशित करता है 
झौर भौतिक इन्द्रियों से अगम्य है। इसी भाव की व्याख्या 
उपनिषद्‌ में की है-- 
ये आत्मनि तिष्ठन्तात्मनोडन्तरो यमात्मा न बेद यस्थात्मा शरीरम्‌। 
झात्मनोउत्तरं बमयति स त प्रात्माइन्तर्यास्थमृतः ॥। 

जो परमात्मा जीवात्मा में स्थित और जीवात्मा से भिन्न 
है, जिस को जीवात्मा नहीं जानता कि वह मुझ में व्यापक 
है, जिस परमात्मा का जीवात्मा शरीर है, जो उसे नियम में 
रखता है, बही ग्विनाशी स्वरूप तेरा भी श्रात्मा है उस को 
तू नान | 

'पृथिवी श्रौर दो .की प्रत्यक्ष विद्या भाषार्य की हृदय र्पी 


प्र्ड धर्मोपदेश 


गुफा में एक कोष है, परन्तु इन से भी परे परोक्ष दूसरा 
खजाना है । यदि ब्रह्मचारी देवमण्डल में शामिल होना चाहता 
है, श्र्थात्‌ वह यह चाहता है कि विद्यात्रत-श्नातक बन कर जब 
वह गुरुकुल से लौटे तो देवगण उस की पगुझ्नाई करें, तो उसे 
प्रत्यक्ष से परे परोक्ष विद्या के लिए आ्रतुर होता चाहिए-- 
“परोक्षप्रिया हि देवा: ।” जब प्रत्यक्ष विद्या के लिए तप कीं 
ब्रावरयकता है तो परोक्ष ब्रह्मज्ञान के लिए उस से भी बढ कर 
तप की ग्रावश्यकता है। मानस्िक-तप बडा कठित है परन्तु 
उतना ही प्रधिक बल देने वाला भी है। पृथिवी और थो की 
अ्परा विद्या, साधन मात्र होने से गौण है, उस से ऊपर परा 
विद्या मुख्य है क्योकि वह परमोह इ्य तक पहुचा देती है। 
उस मुख्य विद्या की रक्षा ब्रह्मचारी तप से करता है। 


तब वह ब्रह्म को जानता हुम्रा केवल उसी का ही रहता 
है। यही कैव्ल्म है। प्रसिद्ध लोकोक्ति श्रब तक चली ग्राती 
है--“गुरु बिनु ज्ञान न पावे भोला चेला--गुरु के बिना ज्ञान 
नहीं भर 'ऋते ज्ञानान्न मुक्ति:---प्रौर ज्ञान के बिना भ्रविद्या 
के बन्धनों से छूटना नहीं होता । इस लिये गुरु की भ्रावश्यकता 
है। वह हमारे अन्दर है, बाहर है, उस से सारा ब्रह्माण्ड 
आच्छादित है; परन्तु जब तक हृदय के अन्दर उसे देख न लें 
तब तक समीप होते हुए भी हम सब उस से दूर हैं। इन्हीं 
दर्शनों के लिये गुरु की जरूरत है। उस प्रकाश स्वरूप को 


ब्रह्म चयं सूक्त भ््प्‌ 


भलक तो बिजली की चमक की तरह कभी न कभी मूढ़ पुरुष 
भी देखता है; परन्तु उस भलक के ग्रोभल होने पर फिर से 
भूल जाता है। उस के दर्शन आाचार्थ की कृपा के बिना नहीं 
होते । परन्तु जब एक वार सचमुच दर्शन हो जावे और 
जीवात्मा अपने प्रभु को चीन्ह लेवे' तब वह उसी का हो रहता 
है। फिर आचाये की सहायता की ग्रावश्यकता नहीं रहती। 
प्रधान प्राचार्य की संरक्षता में जाकर साधारण आाचाय॑ की 
क्या जरूरत है ? प्राणी तब उसी का हो रहता है । 


उसी का हो रहने का मतलब क्या है ? क्या प्राणी की 
क्रिया बन्द हो जाती हैं ? क्या वह कर्म छोड देता है ? कर्म 
तो किसो ग्रवस्था में भी छूट नहीं सकते, हां कमंफल को वह 
त्याग देता है। जिस का हो रहा है, सब कर्म उसी के पश्रर्पण 
करता है। वह इस लिए कर्म नहीं करता कि उसे कर्म का 
फल मिलेगा | वह यह नहीं देखता कि उस के शरीर तथा 
उस की इन्द्रियो को उस कर्म से क्या लाभ होगा; कर्म करने 
के लिए उस के पास एक ही कसौटी है--'क्या उस कर्म से 
बह उस से दूर न हो जायगा ? बिस का वह हो रहा है-- 
निस्सन्देह जो कुछ भी उस के गुण, कर्म, स्वभाव के श्नुकूल 
है वही कत्तंव्य है, जो उस के प्रतिकूल है वही पकर्त्तव्य है। 
इसी लिए तो भ्रपने क्षिष्य भ्र्जुत को कृष्ण भगवान्‌ ते उपदेश 
दिया बॉ-- 


५६ घर्मोपदेश 


फर्मणों ह्वापि बोद्य्यं, बोद्धव्यं व बिकर्मराः । 

अकर्रणइच बोद्धव्यं, गहता कर्मणों गति: ॥ 
कर्म क्या है ? विपरीत कर्म क्या है? और कर्म न 
करना क्‍या है ? यह जानना चाहिए, क्योकि कमे की गति 
गहन है। बिता कर्म एक क्षण भी प्राणी जी नहीं सकता, भ्ौर 
मुक्ति का पानन्द और परमात्मा की समीपता को भी बिना 
प्रयल्त के स्थिर नही रक्खा जा सकता । तब कर्म का स्वथा 
त्याग तो हो ही नहीं सकता । फिर बचाव इसी में है कि वह 
उस का हो रहे जिस का स्वरूप ही पथदर्शक है श्र जिस की 
समीपता मनुष्य को 'अकर्म' श्रौर 'विकर्म' के दुखदायी मार्ग 
से ग्रलग कर के कत्तंव्य कर्मों का बोध सदा कराती रहे। 
ससार को एसे आ्ाचार्यों की श्रावर्यकता है, जो स्वय नित्य 
उस के सहवास में रहते हुए अपने शिष्यो को उसो का बना 
देवे । इस पद के जो अधिकारी हैं उन के लिए ही ब्रह्माचारी 
कहलाना शोभा देता है, और जतब्र ऐसे ब्रह्मचारियो की सख्या 

ससार में बढ़ती है तभी ससार का कल्याण होता है । 

शब्दार्थ 

( प्र्वाक भ्रन्य: ) एक समीपक्ती ( दिच: पृष्ठात परः 
प्रन्यः) चूलोक के उपरले भाग से परे दूसरा [ ब्रह्मणस्य 
निघी गुहा निहितो ) ब्रह्मज्ञान के दो कोश ( प्राचार्य के हृदय- 
रूपी ) गृफा में संगृहीत हैं । ( तो ब्रह्मचारी तपसा रक्षति ) 


ब्रह्मच येसूक्त भ्रू 


उन दोनों को ब्रह्मचारी तप से रक्षा करता है भौर [ ब्रह्म 
विद्वान तत्‌ केचल कृणुते ) न्रह्म को जानता हुआ उसकी केबल 
झाराधनर करता है 


११ 
प्रवागन्‍य इतो प्रन्येः पृथिव्या 
झ्रग्नी समेतों नभेसी भ्रन्तरेभे । 
तयोः श्रयन्ते रश्मथोधि दढ़ा 
स्वाना तिष्ठत्ति तपसा ब्रह्म चारी ॥ 
झ्रथव, काण्ड ११, भ्र० ३. सूक्‍त ५४, ११॥ 


मन्त्रसार 


दो तैज है जो एक दूसरे से सम्बंद्ध हैं। एक पृथिंयी की 
प्रोर जाता है भौर दूसरा डससे परे | एक प्रत्यक्ष प्राकृतिक 
जगत पर प्रकाश डालता है ग्रौर दूसरा परोक्ष आध्मिंक जगतुं 
पर | ये दोनों तेज बीच में ही एक दूसरे से मिल जाते हैं। 
इनको मध्य में मिलाने वाला कौन है ?-'यतो३स्युदयनि:श्रेयस 
सिद्धि: स धर्म: ।” जिससे इस लोक तथा परलोक के सुले की 
सिद्धि होती है वह धर्म है। इसी धर्म ते दोनों तेजों को एकी- 
भूत किया है। जिससे अभ्युदव सिद्ध द्ोता है वही नि.श्रेषश्त 


श्र्द धर्मोपदेश 


को भी प्राप्त करता है। दोनों धर्म में ही दृढ होते हैं। जिसने 
इस लोक के पदार्थों को यथावत्‌ स्वरूप दिया, तृण से लेकर 
पृथिवी तक ध्लौर पृथिवी से लेकर छ लोक पयैन्त के दर्शन 
करा के मनुष्य को उनसे उपयोग लेने के योग्य बना दिया--> 
वह पहली ज्योती, ज्ञान है। परन्तु अकेले इस ज्ञान से काम व 
चलेगा, यह ज्ञान तो मनुष्य को कर्म का मार्ग दिखाने वाला 
है। उपनिषद्‌ ने कहा है कि मनुष्य क्रियाशील है! जैसे कर्म 
वह इस जन्म में करता है वेसो ही स्थिति उसे आगामी जन्म 
में मिलती है। ज्ञान की झ्रावश्यकता कर्म के लिए है और ज्यों 
ज्यों मनुष्य कमेशील होता जाता है त्यों त्यों उसका ज्ञान 
निश्चयात्मक होता जाता है । यहो अ्रवस्था है जब ज्ञाता शेय 
पदार्थ के विषय में रहस्य की बाते जानने लगता है श्र्थातूँ 
उसके समीप पहुचता है । 


वही ज्ञान मंज कर विज्ञान की शकल में दूसरी श्रोर 
चलता है । उस के झागे परलोक है, वहा ज्ञान नही पहुच 
सकता । उस्त उच्च पद की ओर दृष्टि उठाकर ज्ञान की पगड़ी 
गिर जाती है। तब मजा हुम्ना ज्ञान भ्रति सूक्ष्म हों कर आरागे 
चलता है, आ्रात्मिक दर्शन उसी के द्वारा होते हैं। आत्मदर्शन 
होते ही सांसारिक पदार्थों पर भी नया प्रकाश पढ़ता है। जो 
जो प्राकृतिक क्स्तुएं केवल भ्रपना बाह्य स्वरूप ही द्रध्टा को 
चिखलाती थीं, वे भ्पने अन्तरीय रहुस्य भी उसके सामने खोल 


बह्मचयेसूक्त भ््ह 


कर रख देती है उसी समय दोनो ज्योतियों>-ज्ञान भौर 
विज्ञान--का मेल होता है, उस सेल का नाम ही धर्म है, ग्रोर 
उसी से जो सिद्धि होती है वह इस लोक श्र परलोक दोनों 
को श्पने श्रन्द्र समद्द लेती हैं + उन दोनों का प्रकाश स्थिरता 
से दृढ़ हो जाता है। इस प्रकाश में बुद्धि डावांडोल नही होती । 
परन्तु उस प्रकाश को एकरस दृढ़ रखना तय का काम है। ज्ञान 
और बिज्ञान को किरणो का चक्र साधारण मनुष्य के हृदय 
पर भी अंकित हो जाता है। परन्तु बह उसकी स्थिति बिता 
त्तर के नहीं हो सकतो । इस तप को धारण करके ज्ञाब श्ौर 
विज्ञान को उसके अस्दर स्थित करने की गत ब्रह्मचारी में 
ही होती है । उन दोनों से ऊपर स्थित होना ब्रह्मचमं ब्रत भौर 
साधन की पराकाण्ठा है। 

शान और विज्ञान दोनों को स्थिति का स्थान ब्रह्मचारी 
का विज्ञाल और दृढ़ हृदय है। वह ज्ञान साथंक नहीं, उलठा 
व्यक्तियों श्रोर जातियों को डुंबाने वाला है, जिसका भ्राधार 
ब्रह्मच्य नही है ! इसी वेद मन्त्र को आज्ञा को लक्ष्य में रख» 
कर श्ाचाय, उपाध्याय और श्रध्यापक का श्रह्मचारी होना 
प्रावश्यक बतलाया गया है। मानसिक शिक्षा चाहें कितनी भी 
ऊची हो संसार का कल्याण करने वाली चही होती यदि उसका 
फैलाने वाला ब्रह्मचारी नहीं । जिस देश और जिश्न समत्र में 
अब्रह्मचारी क्षिक्षक प्रधान हुए उस देश भौर उस समय में 


#₹ करेगे 


शिक्षा मनुष्यों के लिए हानिकारक सिद्ध हुईं। यूनान और रोम 
जिस समय रसातल को पहुंचे उस समय सांसारिक विद्या की 
उन में कमी न थी। स्पाटा में ३०० योद्धा सहस्त्रों को मूह 
मोड़ देने की सक्ति उसी समय में रखते थे जब कि उस 
नगर में कालक और बालिकाए ब्रह्मचयें का कठिन ब्रत धारण 
किया करती थीं। राम के समय अ्रयोध्या का जो वर्णन है, बढ़ 
तभी सम्मव था जब कि राम, लक्ष्मण से राजपूत वसिध्ठ के 
झ्राश्वम से ब्रह्मचर्य के नियम पालन की शिक्षा लेकर निकलते 
थे | दशरथ के समय की अयोध्या का वर्णन करते समय आदि 
कवि बाल्मीकि लिखते हें-- 

तस्मिन पुरे बरें हृष्ठां धर्मात्मानों बहुश्रुताः 

मरास्तुष्टाः धने स्वे: स्वेरलुब्धा: सत्यवादिनः 

कामों वा न करदयों वा, नुशंसः पुरुषः क्वचित्‌ । 

ब्रष्टूं शक्यंमयोध्यायां, नाविद्वान्‍नन च नास्तिकः ॥ 

“इस श्रेष्ठ पुरी में सब लोग हृष्टपुष्ट, बहुश्रुत, रोगरहित, 

संत्यवादी और गपनी ही कमाई से सन्तुष्ट थे। कामी, कठ्जूस, 
खुशामदी, अ्रविद्वान वा नास्तिक कोई भी ऐसा पुरुष ग्रयोध्या 
में दिखाईं न देता था। रामायण के इस वर्णन को भल्ने ही 
कोई पुरुष भ्रत्युक्ति कहे, परल्तु जो चित्र राम, सीता और 
सक्ष्मण के श्रह्मचय व्रत का कवि ने खींचा है उसका परिणाम 
इसी प्रकार की जनता द्वो सकती है । धन्य है वह देश जहां 


ब्रह्म चयेदुक्त ह! 
ज्ञान और विज्ञान के ऊपर पग धर कर अपने बल से तपस्वी 
ब्रह्मचारी उत्तको संसार के कल्याण के लिए दृढ़ रख सकता है। 

झब्दार्थ 

( अग्नी इमे नभसी श्रन्तरा समेत: ) दो अग्नि, इन दोनों एक 
दूसरे से मिले हुओों के ग्रधः प्रदेश में मिलती हैं--; श्रन्यः 
अर्वाक्‌ ) एक समीपवर्त्ती है। ( अन्य: इत: पृथिव्या: ) और 
दूसरी इस पृथिवी से दूर है (तया रश्मयः दृढा अ्रधिश्रयन्ते) 
उन दोनों की किरणे दृढ़ हो कर भ्रधिकार पूर्वक ठहरती हें-- 
( ब्रह्माचारी तपसा तान्‌ ग्रातिष्ठति ) ब्रह्मचारी लप से उनके 
ऊपर बंठता है। 


१२ 
अभिक्रन्दयम्‌ स्तनथन्नरूण:, 
शितिड्भो बहच्छेपोनुभूमो जभार । 
ब्रह्मचारी सिचति सानौ रेत: पृथिव्यां । 
तेन जीवन्ति प्रदिशवचतस्र: ॥ 
प्रथवे, काण्ड ११, भ० ३, सूकत ५, १३ ॥। 


सन्त्रसार 


पुथिवी के उच्नत स्थानों में ही उपजाऊ शक्ति है । वह 


६२ धर्मोपदेश 


उपजाऊ शक्ति उनमें कैसे श्राई ? प्रलय समय में सत्व, रज 
और तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था में स्थिति रहती है। 
इस प्रवस्था का नाम ही प्रधान वा प्रकृति रहता है | प्रलय की 
समाप्ति पर जब सृष्टि का समय आता है तो रज से ही उसमें 
हल चल उत्पन्न होती है। रज क्रिया का उत्पत्ति स्थान है, 
अचल प्रकृति को वही चलायमान करता है और सत्य ज्ञान 
का उत्पत्ति स्थान है और वह उस क्रिया के कार्यो को समभने 
की शक्ति देता है। ज्ञान और क्रिया को उत्पत्ति ही सृष्टि को 
रचना के कारण हैं ग्रौर इन्ही के तिरोभाव पर सृष्टि का 
प्रन्त होकर प्रलय होता है । ज्ञान ब्रह्म-धर्म है श्र क्रिया क्षात्र- 
धर्म है। इनकी उत्पत्ति ही जगतृ बनने का साधन है। इनका 
उद्गम परमेश्वर से है और भ्रन्त भी उसी में होते हें-- 
“यस्य ब्रह्म च॒ क्षत्रं च उभे भवत प्रोवने । 
मृत्युयेस्थोपसेचन क इत्था वेद यन्न सः ॥” 

श्वेत और रक्‍त वर्ण धारण किए अर्थात्‌ ब्राह्म और क्षात्र 
( ज्ञान और क्रिया ) का प्रसार करके तियन्‍्ता का नियम ही 
“चारों झोर शब्द करता श्रोर गरजता हुआ भूमि के प्रन्दर 
उपजाऊ शक्ति” लाता है, श्रर्थात्‌ उसको प्रकाशित करता है । 
परमेश्वर के ग्रतादि नियम द्वारा ही जब जब तीनों गुणों की 
साम्यावस्था हिल कर सृष्कि रूप में. श्राती है तब ही महत्तत्व 
से भ्रकाश, प्राकाश से वायू, वायु से अग्नि, भ्र्नि-से जल़, भ्ौर 


ब्रह्मचय॑सूकत ६३ 


जल से निकल कर पृथिवी प्रकाशित होती है। उसके भ्रन्दर 
उपजाऊ शक्षित पूर्ववत्‌ ही रहती है, परन्तु भूमि के श्रन्दर उप- 
जाऊ शक्ति रहते हुए भी जब तक उसको ठीक करके उत्तम 
बीज उसके ग्रन्दर नहीं गल जाता तब तक उसमें से श्रन्न, 
झ्रौषधियां श्रादि उत्पन्त नहीं होते और जब भश्रन्‍नादि उत्पन्न 
नहीं होते तो न रेत बन सकता है न वीर्य बन सकता है श्रौर 
त ही मनुष्य सृष्टि बढ़ा कर भागे के लिए सृष्टि क्रम को जारी 
रख सकता है। बह बीज जिसने पृथ्वी मे गल कर मनुष्य रूपी 
रत्न उत्पन्न करते के लिए वीये की बुनियाद डाली, भ्रर्थात्‌ 
उत्तम भ्रन्न आदि श्रौषधियों को पैदा किया, पहले पहल वह 
बीज पृथ्वी में कैसे श्राया ? उस बीज की पृथ्वी में स्थापना 
करने वात्रा वह अनादि ब्रह्माचारी है जो सारी सृष्टि में व्यापक 
होते हुए भी आप इस से प्रभावित नहीं होता; जो सारी सृष्टि 
को चलायामान करता हुआ श्राप भ्रवल है; जो ब्रह्माण्ड के 
प्रन्दर व्यापक होता हुआ्ना भी उस ब्रह्माण्ड को बाहर से घेरें 
हुए है; जो रोम २ में रमते हुए भी स्घूल प्रौर सूक्ष्म दोनों 
इन्द्रियों के ज्ञान से परे है । 
“तदेजति तस्नैजति तद॒दूरे तदन्तिके। 
सदन्तरस्य सर्वेस्य तदु सर्वस्पास्य बाह्मतः ॥ 
बजु० भ्रध्याय ४० मन ५। 


द्ड घर्मोपदेश 


वह स्वयं अनादि किन्तु इस सृष्टि का प्रादि ब्रह्मचारी 
शिक्षा देता है कि जिस भूमि में उपजाऊ छाक्ति है उसके 
अन्दर फल लाने वाला बीज स्थापना करने की शक्ति ब्रह्म- 
चारी ही में है। उत्तम से उत्तम उपजाऊ भूमि के श्रन्दर 
वही किसान ठीक बीज बो सकता है और उस से उचित फल 
भी प्राप्त कर सकता है जिस की इन्द्रियां भ्रपने वश में हों। 
जो स्वार्थी, भोगी प्रत्येक समय प्रलोभनों में फंसा रहता है, 
प्रथम तो उस में इतना सन्तोष ही नहीं कि वह बोने के लिए 
बीज बचा सके और फिर यदि बीज को खराब करके बो भी 
देवे तो उस में इतना साहस नही कि ग्रन्तिम फल आने तक 
प्रतीक्षा करे, वह कच्चे फल ही तोड़ने लग जाता है श्रौर न 
तब अपने ग्रपको सन्तुष्ट कर सकता है भ्रौर त ही ससार को 
कुछ लाभ पहुंचाता है। ब्रह्मचारी ही में इतना बल है कि वह 
कम करता हुम्ना फल भोग को इच्छा को त्याग दे । यदि ब्रह्म- 
चारी ने चारों दिशाओ्रों में अन्न, वनस्पति, औषधि उत्पन्न कर, 
के जीवात्माश्रों को स्तीधा मार्ग दिखला दिया है। यदि कोई 
मनृष्य जीवित रहना चाहता है, तो तभी रह सकता है जब 
कि वह सारे संसार के जीवन स्थिर रखने में भाग ले, बह 
शक्ति ब्रह्मचारी में ही झा सकती है ! इस मन्त्र का प्रर्थ करते 
हुए सायणाचार्य को भी मानना पड़ा है कि ब्रह्मचारी ही 
राष्ट्र में सुकाल और वृष्ठि का साधन है। वह बतलाता है-- 


ब्रह्मचर्यसूक्त हर 


'यस्मिन्‌ राष्ट्र ब्रह्मगारी निवसति तत्र कालवृष्टिभवतीति 
ताल्परयर्थि: ।' 

बेद के टोकाकारों ने ब्रह्मचारी शब्द से मेघ का ग्रहण 
किया है। यह अर्थ प्रयुक्त नहीं है क्योंकि जिम भेघ को 
शक्तियां बिखरी हुई नही हैं, जिस मेघ ने एक प्रकार से संधम 
द्वारा सारे जल को एकत्रित कर लिया है और साथ ही जो 
सप्र भाव से वर्षा करता है वही भूमि की उपजाऊ शक्ति को 
बढाता है । परन्तु यहा ब्रह्म]पगारी से मतलब वह खेती करने 
वाला पुरुष है जिसके पुरुषार्थ पर ही मनृष्यों की जीवन यात्रा 
सम्भव है। जिस राष्ट्र मे ब्रह्मचारी कृपक हैं सचमुच उस 
राष्ट्र में ग्रकाल वृष्टि कभी नहीं होती गश्रौर इस लिए उसकी 
सारी प्रजा सुखी रहती है। जिम देश के कृषिकारों के प्रन्दर 
स्वार्थ-बुद्धि नही आ्राती और वे कर्तव्य-परायणता के नियम 
पर ही खेती करते श्रौर अधिक से अधिक भूमि की उपज 
प्राप्त कर के जनता में फंलाते हैं, उस राष्ट्र में कोई श्रन्य 
शक्ति भी उपद्रव नहीं कर सकती, क्यों कि भूमि-पति बनने 
का अधिकार उन्हीं को है जो कि भूमि से रत्न निकालने का 
परिश्रप्त करे । इस लिये यदि भूमि-पति ब्रह्मचारी हो तो राष्ट्र 
की रक्षा में क्या सन्देह है । 

शब्दार्थ 
( भभिकन्दयन्‌, स्ततयन्‌, शितिज्भ:, श्ररण: ) चारों भोर 


६६ घर्मोपदेश 


शब्द करता गरजता हुआ श्वेत और रक्‍त वर्ण धारण किए 
( भूमौ बृहत्‌ शेष: भ्रम जभार ) वह, बड़ी उपजाऊ शक्ति 
भूमि में निरन्तर लाया है। ( ब्रह्मचारी पृथिव्याम्‌ सानौ रेतः 
सिचति ) ब्रह्मचारी पृथिवी के उन्नत स्थान में बीज सींचता 
है (वेन चतस्र: प्रदिश: जीवन्ति ) उसी से चारों प्रधान 
दिशाएं जीवन यापन करती हैं । 


१३ 
अग्नौ सूर्य चन्द्रमसि मातरिश्वन्‌, 
ब्रह्मचार्याःप्सु समिधमादधाति । 
तासामर्चीषि पृथगश्ने चरन्ति, 
तासामाज्यं पुरुषों वर्ष आपः॥ 
प्रथर्व ० काण्ड"११. ग्र० ३. सुक्त ५. १३ । 


मन्त्रश्नार 


ब्रह्मचारी पहिले अ्रिन में समिधा डालता है। “ अनगनेर्वा 
ऋणग्वेदोउजायत ' भ्ररिनि से ऋग्वेद हुआ । ऋच्‌ स्तुता-ऋचा 
इस लिये कहते हैं कि उस वेद के मन्त्रों में तृण से लेकर 
पृथिवी पर्यन्त तथा पृथिवी से लेकर परमात्मा तक का साधा- 
रण ज्ञान दिया गया है। उस साधारण ज्ञानरहूुपी अम्ति को 


ब्रह्मचयेंस्‌क्त है 


पहिली समिधा से वह प्रदोप्त करता है। तथ क्रमशः वह 
यजुर्वेद द्वारा, कर्मकाण्ड द्वारा प्रथम प्राप्त किए साधारण ज्ञान 
को कर्म में बदल कर, जाने हुए द्रव्यों के समीप होता है श्र्थात्‌ 
उन की उपासना करता है, जिम से उसे (विज्ञाम) विशेष ज्ञान 
की प्राप्ति होती है। 'सूर्यात्‌ साभवेद:' दूसरी समिधा से इध्त 
प्रकार ब्रह्मचारी विज्ञान रूपी सूर्य को प्रदीप्त करता है। तब 
त्तीसरी समिधा उस के अन्दर त्याग था विनय का भाव उत्पन्न 
करने वाली शान्ति रूपी है, जो वह चन्द्र मे छोड़ता है। उस से 
प्रभावित हो कर वह चन्द्रमा का गुण धारण करता है। तब 
चौथी दयारूपी समिधा की भ्राहुति आकाशशामी पवन में देते 
ही बह ऊपर उठता है और वहा से पॉचवी समिधा द्वारा जल 
घाराों ( मंगल कामनाग्रो ) की शीतल वृष्टि कर के ससार 
को तृप्त करता है। यह श्रलंकार सीधा झौर स्पष्ट है 
ब्रह्मयनारी की डाली हुई समिधा की आहुतियों से हिलाई 
हुई एक-एक दाक्ति की किरणें प्रपनो-अ्पनी परिधि के भप्रन्दर 
बलवती होकर ब्रह्मचारी के अ्रन्दर इकठ्ी हो जाती हैं। जिस 
प्रकार सूर्य के उठाए हुए, विविध प्रकार के जलों के परमाणु 
सूर्ये मण्डल में ही इकद्ठे होकर पृथिवी पर शीतल जल धारा 
छोड़ उसे तृप्त करते भौर उस से उत्तम श्र्न औषधादि उत्तन्न 
करते हैँ, इसी प्रकार ब्रह्मचारी की प्रदीप्त की हुई सब किरणें 
उसी में इकट्ठी हो कर संसार मे भ्रानन्‍्द की लहरें चला देती हैं। 


द्द धर्मोपदेश 


उस का प्रथम फल यह होता है कि पुष्टिकारक पदार्थों 
की कमी नहीं रहती । इस सचाई को इस समय भारतवर्ष में 
भली प्रकार अनुभव किया जा रहा है। पुष्टिकारक पदार्थ 
क्या हैं ? धी भ्रादि जिन की उत्पत्ति दूध से होती है। परन्तु 
वह दूध शुद्ध अवस्था में अधिक परिणाम में उसी देश में 
उत्पन्न हो सकता है जहां ब्रह्मचारी निवास करते हों । भारत- 
वर्ष में दूध की नदियां बहती थीं, जब यहा जीवहिसा का 
प्रभाव था। फिर जब जिकारी राजपुरुषों ( राजपूत्तों ) तक 
ही मांस भक्षण सीमित रहा तब तक भी लाभदायक पशुझ्रों 
की हानि न हुई और दूध, धी से प्रजा पुष्ट होती रही । परन्तु 
ज्यों ही मांसाहारी, भोगी विदेशियों के चरण यहां ब्राए और 
इन्होंने भारत प्रजा के शरीरों को ही नही वरत्‌ उन की बुद्धियों 
को भी दास बनाना शुरु किया, तब से हो क्रमशः यहाँ से दूध, 
त्री का क्वास होता आरम्भ हो गया, यहा तक कि आंज बच्चों 
को भी दूध नहीं मिलता। यहां तक ही नही, प्रत्युत भोगप्रधान 
जीवन बन जाने से माताओं ने भ्रपने विषय भोग के गहरे 
प्रमोद में फसकर अपनी सन्‍्तान को अपने स्तनों के अमृत रूपी 
दुग्घ से भी वंचित कर दिया। जब श्रात्मा को पुष्ट करने 
वाला सात्विक भोजन नहीं रहा, तो फिर उत्तम सन्तान की 
उत्पत्ति कहां से हो सकती । मारत श्रजा की सनन्‍्तान पर एक 
दृष्टि डालने से ही पता लग जाता है कि ब्रह्मचयें के अभाव 


ब्रह्म चयेसूक्त ६६ 


में उस की क्या दुदंशा कर दी है। बालक दूध के लिए तडप 
रहे हैं और माता उन के दु:ख से दुखो हो रही है; परल्तु 
सहस्रों गायें नित्य नरपिशाचों को उदर पूर्ति के लिए कट रही 
हैं । यह पिशाचलीला इस लिए देखने में श्राती है क्योंकि 
कामचेष्टा ने संसार को अन्धा कर दिया है। 


फिर जब सृष्टि पुरुषहीन हो रही हो, जब “ मनष्यरूपेण 
मृगाइचरन्ति " की उक्ति चरितार्थ हो रही हो, तो वृष्टि कहां 
से ग्रावे और वर्षा के बिना जलाशय कहा से भरे ? और जब 
जलाशय सर्वथा सूख चुके हों तो ससार के श्रन्दर स्नेह झौर 
प्रेम का जल हृदय रूपी वृक्षों को कैसे सींच सके । जिस पुष्टि- 
कारक वीर्य से पुरुष की उत्पत्ति होती है जब उस का स्रोत 
ही ब्रह्मचयं है तो फिर ब्रह्मचर्य के बिना यदि आज कल की 
सभ्यता विचारशील पुरुषों की दृष्टि मे निर्जीव दिखाई दे तो 
क्या आराइचर्य है ? इस श्रश में श्राज संसार की दक्षा कंसी 
' शोचनीय है । जहां एक शोर अतावृष्टि सताती है तो दूसरी 
प्रोर वर्षा के भारम्म होने पर अ्रतिवृष्टि का भय रहता है। 
मनुष्य के मनुष्यहूप धारण किये हुए होने पर भी पशुझ्नों से 
भी नीचतर व्यवहार देखने में श्राते हैं। सभ्यता के सब अज्ों 
के भ्रन्दर से पीप और लहू बह रहा है, परत्तु उस के ऊपर 
बनावटी प्लास्तर कर के उस को छिपाया जा रहा है। जहां 
घर के भ्रन्दर हाहाकार मच रहा है, वहां चिकनी चुपड़ी सूरते 


6 घर्मोपदेश 


दिखला कर संसार को भ्रम में डाला जा रहा है धर्म क्‍श्रौर 
ब्रह्मचर्य के बिना ससार की वही दर्शा हो रहो है। जो मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम के बिना सकल-समृद्धि-सम्पन्न भ्रयोध्या की 
हो रही थी। इसी अवस्था को देख कर कवि गोसाई तुलसी 
दास को उक्ति को इस प्रकार परिवत्तित किया जा सकता है... 


जिमि भानु बिन दिन, प्राण बिन तन, 
चन्द्र बिनु जिमि यामिती । 
तिमि ब्रह्मचरय प्रकास,गुरुकुलवास बिन, 
सत्र॒ सभ्यता है भयावनी ॥ 


शब्दार्थ 

( ब्रह्मचारी प्रग्तो, सूर्ये, चन्धरमसि, मातरिश्वनू, अप्सु, 
समप्रिधम्‌ आादधाति ) ब्रह्मचारी श्रम्ति में, सूर्य में, चन्द्रमा में, 
प्राकाशगामो पवन में, जल धाराप्रों मे समिधा को सब प्रकार 
से डालता है। (ताम्ाम्‌ अर्चीषि पृथक्‌ अश्रे चरत्ति) उनकी 
किरणे जुदी-जुदी मेघ मण्डल में चलती हैं भर ( तासाम्‌ 
झ्राज्यम्‌ पुरुष: वर्ष भ्राप: ) उन से श्री, पुरुष, वृष्टि श्रौर सब 
जलाशम हैं । 


१४ 
आचार्यो मृत्युवंरण: सोम ओोषधय: पय: । 
जोमूता भ्रासन्त्सत्वानस्तैरिदं स्वराभृतम्‌ ॥। 
अथवव, काण्ड ११ झ्र० ३, सक्‍त ५, १४। 


भंत्र सार 


ग्राचार्य मृत्यु रूप हो कर ब्रह्मचारी को पहिला उपदेश 
देता है। कठोपनिषद्‌ मे यम्र (मृत्यु) और तचिकेता के सम्बाद 
द्वारा जिज्ञासु को पराविद्या का उपदेश बड़ी उत्तम विधि से 
दिया है। सच पूछा जाए तो कठोपनिषद्‌ को ' प्राचार्य: मृत्यु: ' 
इतने वाक्य की ही व्याख्या कह सकते हैं। इस रहस्य को 
सायणाचार्य तक ने झनुभव किया है। तभी तो उन्होंगे श्रपने 
भाष्य में किया है--' यो मुत्युयंमः स नचिकेतसे ब्रह्मविद्यामुप- 
दिव्य आचार्य: संपन्न: । 

पहिला उपदेश प्राचार्य का ब्रह्मचारी के प्रति वह होता 
है जिस से शिष्य निर्भय हो जाय । ' प्रभिनिवेश “ बड़ा भारी 
क्लेश है। भौत का डर ही मनुष्य को तप और कतेव्यपरा- 
यणता से रोकता है। उस डर को आचाये पहिले दूर करता 
है । मन, वाणी श्र कर्म से जन्म को प्रकृति से प्रात्मा का 
योग भौर मृत्यु को उनका परस्पर वियोग दिखला कर पहिले, 
शिष्य को निर्भय करता है। बुद्धदेव के जीवन में “'मार' की 
प्रोर ईसामसीह के जीवन में “शैतान के बहकाने” की 


७२ घर्मोपदेश 


कहानी इसी कठोक्‍्त रूपक का विस्तार है । 
आ्राचायं जीवन और मृत्यु के रहस्यों को खोल कर शिष्यों 
के सामने रख देता है। जो स्वयम्‌ मौत के डर से कांपता है 
वह इस रहस्य की घुण्डी कँसे खोल सकेगा ? इसी प्रथम वयस 
को लक्ष्य में रखकर कवि ने कहा है--* दशवर्षाणि ताडयेतू। 
पहिली ताड़ना से शिष्य के ग्रन्दर भ्रसार वस्तुओं के प्रति पूरा 
वैराग्य उत्पन्न कर के, और अभ्यास से पुष्ट करा के आ्राचार्य 
जल रूप होकर उसके पापों को धो डालता है। उसी बाह्य 
मेल को धोते के लिए महामुनि पातझजलि ने तप, स्वा- 
ध्याय और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास को क्रियायोग रूपी 
मुख्य साधन बतलाया है-- 
तपःस्वाध्यायेदवरप्रणिधानानि क्रियायोगः । 
योग सूत्र २. १। 
जनत्र स्थल पाप धुल जाए, तब जिज्नासु ब्रह्मचारी को सूक्ष्म 
मानसिक विकारों का ज्ञान होता है भ्ौर उसके प्रन्दर भ्रनुताप 
की लहर चलती है, हृदय व्याकुल हो जाता है। उस समय 
सच्चा प्राचाय॑ चन्द्रमा रूप हो कर ब्रह्मचारी की उदासीनता 
को भआ्राशा में बदल देता है। तब शिष्य के भन्दर भ्राह्नाद भर 
जाता है। उस ग्राह्नाद की प्रवस्था में शरीर की सुध नहीं 
रहती, प्रति की उसमें भी सम्भावना है। उस विकट दा को 
टालने के लिए भाचार्य श्लोषध रूप हो कर ब्रह्मचारी की वृद्धि 


ब्रह्म चयेसूक्त ७३ 


में सहायक होता है। भोजन छादन, रहन सहन की विधि 
बतला कर आचार्य ब्रह्मचारी के शरीर को भी वज्च के तुल्य 
कर देता है। इसी वेद मे अन्यत्र श्राया है कि जब शिष्य गुरु 
के समीप समित्पाणि हो कर जावे ती पहली भिक्षा यह मांगे_ 
'भेरा बगरीर चद्ठान की तरह दृढ़ हो जावे '। इस के लिए 
ऊपर कहा है कि दूध रूप हो कर आचाये ग्पने शिष्य ब्रह्म- 
चारी के शरीर को पुष्ट करता है | यह सब कुछ आचार्य क्यों 
कर सकता है ? इस लिये कि जीवन के नियमों को उसने 
सिद्ध कर छोड़ा है। जिस कलाघर के अन्दर से, ठीक क्रिया 
कर के वह ब्रह्मचारी को सुडौल शरीर, इन्द्रिया, मन और 
आत्मा का स्वामी बता कर निकालना चाहता है उसमें स्वयम्‌ 
भी गुजर कर श्राया है। इस लिये तो संसार के बुद्धिमान 
समझने लग गए हैं कि राजा के अ्रयोग्य होने पर इतनी हानि 
की सम्भावना नहीं है जितती आचाये को अयोग्यता राष्ट्‌ को 
हानि पहुचा सकती है। ' यथा राजा तथा प्रजा ' यह लोकोी- 
वित तो प्रसिद्ध है ही | परन्तु राजा का इतना प्रभाव प्रजा पर 
नहीं पड़ता जितना आचार्य का शिष्य पर पड़ता है । 

इस लिए जहां भ्राचार्य और ब्रह्मचारी आादशे हों, वहां 
ही मोक्ष सूख की प्राप्ति हो सकती है। वह प्रानन्द जिस के 
मध्य में दु:ख काल कभी न आवे, तभो फैल सकता है--जब 
कि उत्तम आचार्य शिक्षा देने के लिए मोजूद हों। 


छ्ड घर्मोपदेश 


संसार में इस समय घोर ग्रशान्ति क्‍यों फेल रही है ? 
इसलिए कि आचार्यों का ग्रभाव है। टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, 
प्रिन्सिपल हैं, उपाध्याय हैं, उस्ताद मौलवी है--परन्तु शिक्षा 
शिष्यों को उल्टा अ्रविद्या के गढे में धकेल रही है। जो स्वयं 
भोगी हैं वे दूसरों को त्याग कंस्ते सिखलाएगे? जो स्वयम पापों 
के गन्दे कीचड़ में फसे हुए हैं वे सुकुमार शिष्यों को शुद्धि का 
पाठ कैसे पढ़ायेगे ? जो स्वार्थान्ध हैं वे दूसरों को निःस्वार्थ 
तपस्वी कंसे बनायेंगे ? फारसी के शायर ने श्राजकल के 
शिक्षकों के ही विषय में कहा है 'ऊ्खे इतन्‌ गुमस्त किरा रह 
बरी कुद',' वह ग्राप गुमराह है। मार्ग भूला है तो दूसरों का 
पथदर्शक केसे बनेंगा ? ' अन्घेनेव नीयमाना यथान्धा:” यदि 
अन्धा अन्धे को लेकर मार्ग पर चले तो अपने साथ उसको भी 
गढ़े में गिरायेगा। 

ईश्वरीय ज्ञान फिर सावधान कर रहा है। क्‍या संसार 
के शिक्षक-बुन्द इस पवित्र घोषणा को सुनेगे ? परमेश्वर ऐसा 
करे कि जो लोग सुकुमारों के भविष्य को अपने हाथ में लेने 
का साहस करते हैं, वे अ्रपनी पवित्र उत्तरदायिता को समके । 

शब्दार्थ 

( ग्राचार्य: मृत्यु, वरुण:, सोम:, ओबधय:,पयः ) श्राचार्य 
मृत्यु रूप होकर संसार की आसारता का उपदेश्ष देने वाला 
जल रूप होकर पापों से शुद्ध करने वाला, चन्द्रमा रूप होकर 


ब्रह्म चयेसूक्‍्त छभर्‌ 


हृदय के लिये झ्राहल्दकारक, शऔषध रूप होकर शरीर को 
क्षीणता से बचाने वाला और दूध रूप होकर झरीर को पुष्ट 
करने वाला है। (जीमूता सत्वान ग्रासन्‌ ) जीवन के 
तियमो का पुज उसके सहनशोल ग्रनुचर हैं, ( ते इदम्‌ स्व 
ब्राभतम ) उन्ही के द्वारा यह मोक्षमुख लाया गया है ।, 


श्पू 
श्रमा घृत कृणुते केवलमाचार्यो 
भूत्वा वरुणो यद्यदेच्छत्‌ प्रजापतो ! 
त्द्‌ू ब्रह्मचारों प्रायच्छत, 
स्वानू_ मित्रो अ्रध्यात्मन ॥ 
ग्रथर्व, काण्ड ११ भ्र० ३ सक्‍त ५, १५॥ 


मंत्र सार 


प्राचायें बनने के लिए श्रावश्यक है कि वह श्रेष्ठ गुणो को 
घारण करते वाला हो | वरुण पवित्रता प्रदान करन वाला हो, 
स्थान स्थान पर वेद म वणित है । स्वय पवित्र हो कर दूसरे 
अ्रपवित्रो को जो पवित्र कर सक वही “वरुण देव श्र्थात्‌ सदा- 
चारी दिद्वान्‌ है। एसा पुरुष जब वेद के पूर्ण आदेशानुसार, 
जालको का उपनयन करता भौर उन्हे ब्रह्मचारी बना कर 


७६ घर्म पदेश 


सावित्री माता के गर्भ में स्थित करता है तब पिताछहूप होकर 
रक्षा करते हुए उसे इसी घर में ( श्रर्थात्‌ श्राचाय॑ वा गुरु के 
कुल में ) पवित्र कर देता है । श्राचायय चुनते समय प्राचीनकाल 
में जिस मर्यादा का अ्रवलम्बन किया जाता था उसकी ओर 
श्राज ध्यान भी नहीं दिया जाता । किसी कालिज का प्रिन्सि- 
पल नियत करते हुए यह नही देखा जाता कि वह दुराचारी तो 
नहीं है ? फिर यह कौन देखे कि वह ग्रपने शिष्यों के हृदय 
और ग्रात्मा को शुद्ध करने की शक्ति भी रखता है वा नही । 
झ्राज कल के आचारय॑े मांस खाने और मद्य पीने वाले हो सकते 
हैं, ईर्षा, ६ ष में फूस कर विद्यार्थियों के साथ अनृत व्यवहार 
करने वाले हो सकते हैं, यहा तक कि व्यभिचारी होने पर भी 
उन्हें कोई शक्ति प्रिन्सिपल के पद से नहीं गिरा सक्रती । जब 
तक वे विद्यार्थियों को भ्रपना विधय पढ़ाते जाय ( चाहे किसी 
प्रकार से हो ) श्रौर जब तक साधारण प्रबन्ध कालिज का 
कर सकें तब तक उनकी ओर आख उठा कर भी कोई देख 
नहीं सकता। परन्तु सावंभोम सचाई यह है कि जो स्वयं श्रन्दर 
से अशुद्ध है वह दूसरों को शुद्ध कभी नही कर सकता। 

जब वेद वर्णित ग्राचार्य ब्रह्मचारी के शरीर, श्रन्त' करण 
श्ौर आत्मा को शुद्ध कर देता है तब उस से गरुदक्षिणा 
की भ्राशा बांधता है। इसी के विषय में उपनिषद्‌ का प्रसिद्ध 
वाक्य है जिस से भ्राचार्य स्नातकों को दीक्षा देता है---' आचा- 


ब्रह्मचयंसूक्त ७७ 


याय प्रियं घनमाहृत्य प्रजातन्‍्तु मा व्यवच्छेत्सी: आचाय॑ के 
लिये प्रिय धन देकर विवाह पूर्वक सन्तानोत्पत्ति कर । श्राचार्य 
का प्रिय धन क्‍या है ? ब्रह्मचारी से वह यही याचना 
करता है कि जिस प्रकार मेने तुभे कायिक, वाचि और 
मानसिक शुद्धता से विद्यादान देकर पवित्र किया है इसी प्रकार 
तू जहां दूसरों को इसी विद्या का दान देकर पवित्र कर, वहा 
प्राप्त की हुई शिक्षा को भी अपने ग्राचरण मे ला। दीक्षान्त 
सस्कार के समय इसी प्रकार की प्रतिज्ञाएं ब्रह्मचारी करता 
है । इनके भ्रतिरिक्त आर्थिक सेवा भी वह आच्यय की करता 
है । भ्राचार्य ब्राह्मण ही हो सकता है। यह ब्राह्मण मनुष्य 
समाज में ऐसा ही है जंसा शरीर में शिरोभाग शिखा से ग्रीवा 
तक । जसे प्राकृतिक भोजन सारे दरीर में पहुचा कर मुख 
अपने लिए कुछ नही रखता, इसो प्रकार भ्राचाये को भी 
ग्रपने लिए किसी भा झाथिक सम्पत्ति की ग्रावद्यकता नहीं 
है । परन्तु जैसे अपने लिए कुछ भी भ्रपक्षा व रखते हुए मुख 
सारे शरीर के लिए अन्न फलादि की याचना करता है, इसी 
प्रकार ग्राचाय को ग्पनी अआ्राध्यात्मिक सन्‍्तान के पालन पोष- 
णार्थ प्राकृतिक सम्पत्ति को ग्रावश्यकता है । पुरानी कई कथाएं 
प्रसिद्ध हें, जिन में आचार्यों ने स्तातकों से गुरुदक्षिणा में 
करोड़ों रुपये मांगे हैं प्रौर स्तातकों ने निर्धन होते हुए भी घोर 
तप द्वरा भिक्षा कर के गुरु की झ्राज्ञा का पालन किया है। 


छ्८ धर्मोपदेश 


ग्राचार्य को इस धन की क्‍यों आवश्यकता है ? इस लिए कि 
सारे कुल के पालन पोषण तथा पठन पाठन का बोक उसी 
पर है । पूर्व काल में आचाये सज्ञा ही उसकी थी जो दस 
सहस्न शिष्यपों का पालन कर सके । 


तब भ्रन्तेवासी ब्रह्मचारी का विद्यात्रत स्नातक होने कें 
पीछे कतंठ्य है कि वह आचाय॑ को उस का प्रिय धन (प्राकृतिक 
वा मानसिक) प्रपंण करने के पहचात्‌ सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये 
विवाह करे | सांसारिक पिता का जो पितृ ऋण है उस से मुक्त 
होने का यत्न करने से पहिले शरीर, मन और भ्रात्मा तीनों की ' 
रक्षा करने वाले श्रात्मिक पिता-ग्राचाय के ऋषि ऋण से मुक्त 
हो लेना भ्रवश्यक है । जिस कुल से अपने शरीर, मन श्र ' 
प्रात्मा को शुद्ध किया, उस कुल का जीवन बढ़ाने में जितनी 
भी सहायता हो सके, करना कुल-पुत्र का घ॒र्मे है। यदि वेद 
मर्यादा के अनुसार आचार्य ब्रह्मचारियों की सर्वे शुद्धि में लगे 
रहें और ब्रह्मच्वारी शुद्ध भाव से जहाँ मन, वचन और कर्मे में 
कभी श्रशुद्धि प्राने न दें, वहां अपने गुरुकुल का गौरव स्थिर 
रखने में सहायक हों और साथ ही उस कुल के कोष की पूर्ति 
करना अपना कतंव्य समझे तो यह देव निरभित भूमि फिर से 
ग्रादर्श बन कर ससार की जातियों का उद्धार करने में सफल 
हो सके । 


शब्दार्थ 


( वरुण. आचार्यों भूत्वा ) श्रेष्ठ सदाचारी आप्त पुरुष 
आचार्य हो कर ( अमा घृत केवल कृणुते ) शिष्य को इस 
घर में ही क्षरणशील जल के समान शुद्ध कर देता है। (मित्र: 
ब्रह्मचारी यत्‌ यत्‌ प्रजापतो ऐच्छत्‌) स्नेही ब्रह्मचारी जिस-जिस 
वस्तु की प्रजापालक ग्राचायं के लिए अभिलाषा करता है (तत्‌ 
आत्मनः अधिस्वान्‌ प्रायच्छत्‌) उन पदार्थों व गृणो को वह 
ब्रह्मचारी अपने झात्मा में से ग्राचार्य के लिये भेट करता है। 


१६ 


श्राचोर्यों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति: । 
प्रजापतिविराजति विराडिन्द्रो भवद्‌ वशी ॥ 
ग्रथवं० काण्ड ११. भ्र० ३. सूकत ५. १६। 


मत्रसार 


आचाये पद के योग्य ब्रह्मचारी होता है। ऋषि दयानन्द 
इसी झ्राशय को लेकर सस्करारविधि में लिखते हैं 'आ्राचार्थ उस 
को कहते हैं कि जो साज्भोपाज़ ( अज्भों-शिक्षा कल्पादि भ्रौर 
उपाज़ों-न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग,मीमांसा, वेदान्तसहित ) 
बैदों के शब्द भ्रर्थ सम्बन्ध और क्रिया का जानने हारा, छल 
कपट रहित, अति प्रेम से सब को विद्या का दाता, परोपकारी, 


छ० धर्मोपदेश 


तन, मन और धन से सब को सुख बढ़ाने में तत्पर हो,जो पक्ष- 
पात किसी का ने करे और सत्योपदेष्टा, सब का हितंषी, 
धर्मात्मा,जितेन्द्रिय होवे !' ग्राचायं के पास शिष्य किस उद्द इय 
से जाता है ? इस का वर्णन यजुर्वेद के २६ वे श्रध्याय के मन्त्र 
४६ में किया गया है-- 
ऋजीते परि बुदुग्धि नो5इमा भवतु नस्तनूः। 
सोमो श्रधि ब्रवीतु नो5दितिः शर्म यच्छतु ॥ 

हे ग्राचार्य ! अपने तेज से हमारे ( शारीरिक तथा मान- 
सिक ) रोगों को सब ओर से दूर कीजिए, हमारा शरीर 
चट्टान की न्‍्याई दृढ़ हो; अ्रमृत और मृत्यु का हमें उपदेश 
कीजिए श्रौर हमारे लिए सुख का विधान कीजिए ( भ्र्थात्‌ 
मौत से छुड़ा कर प्रमुतपान कराइए )। जिस में ऊपर कहे 
गुण निवास करते हों, जो सहज में ही उपरोक्त गुणों को धारण 
करने वाला हो, वही पुरुष ग्राचार्य होने के योग्य है। जिस का 
ग्रपना शरीर वज्ञ के तुल्य नहीं, वह दूसरों का शरीर दृढ कंसे 
कर सकेगा । जिस को स्वयं जिन्दगी भर मौत का ज्ञान नहीं, 
वह दूसरों को भ्रमृत कैसे पिला सकेगा । 

इसोलिए यहां भ्रन्तिम बल इस बात पर दिया है कि 
भ्रश्रह्मचा री पुरुष वा स्त्री कभी भी आचाय॑ के पवित्र प्रासन 
पर न बैठाए जायें । मक्‍कारी से जनता को धोखा देकर यदि 
कोई श्रब्रह्मचारी ग्राचार्य बन भी जाय तब भी उस के प्रयत्न 


ब्रह्म च य॑सूक्‍्त ८१ 


का परिणाम उस के वास्तविक रूप को प्रकाशित कर देता है । 
चृक्ष अपने फल से पहिचाना जाता है। जिस गुरु के चेले तप के 
जीवन में न ठहर सके झोर स्वार्थ तथा भोग से न बच सकें, 
उस को ब्रह्मचारो न समभना चाहिए । 

जहां आाचाये पूर्ण ब्रह्मचारी हो वहां प्रजा का रक्षक 
राजा भी भ्रवश्य ब्रह्मचारी ही होगा । एक सत्तात्मक राज्य 
वा प्रजातस्त्र राज्य दोनों में शासक ब्रह्मचारी ही होने चाहिएं। 
राजा वा प्रधान पुरुष से लेकर चपरासी श्रौर चौकीदार तक 
सब प्रजा को रक्षा के लिए नियुक्त होते हैँ। यदि प्रजा के 
जान और माल की हिफाजत' वे नहीं करते तो उन्हें प्रजापति 
नहीं कह सकते । परन्तु क्यों ब्रह्मचारी ही प्रज।पति बनने के 
योग्य हें ? इस लिए कि उसे राष्ट्‌ से ऊंचा उठना पड़ता है। 
रक्षक वही हो सकता है जो अपने से रक्षित प्रजा से ऊंचा 
उठा हुआ है। निर्बलों को सहायता वही कर सकता है जो 
स्वयम्‌ सबल हो, अन्यथा भ्रन्धे को अन्धा गढ़े में ही गिरा 
देगा । 

जब शासक प्रजा से ऊपर उठा हुआ हो तभी वह सारे 
ऐश्वर्य का मालिक होता है। जो कामनाश्रों का दास है, 
सम्पत्ति का मालिक वह नहीं बन सकता। जो सम्पत्ति के 
पीछे स्वार्थ के मद से भ्रन्धा होकर दोड़ता है उससे सम्पत्ति 
कोसों दूर भागती है। परन्तु जो सम्पत्ति को लात मार कर 


पर धर्मोपदेश 


ऊपर उठता है उसके पीछे सम्पत्ति भागी फिरती है। मुनिवर 
पतञ्जलिं के शब्दों मे ' अस्तेयप्रतिष्ठाया सर्वरत्नोपस्थानम्‌ 
जो दूसरों के पदार्थ पर दृष्टि नहीं रखता उसकी सारी दौलत 
हाथ बांधे खड़ी रहती है! गुसाई तुलसोदास ने ठीक कहा है. _ 
जिमि सरिता सागर पह जाही, जद्यपि ताहि कामना नाही । 
तिमि सुख सम्पति बिन ही बुलाए,धर्मशील पहि जाहि सुभाए ॥ 

अपने श्रन्दर के पशु-भाव पर विजय प्राप्त करके ही 
स्वर्गप्राप्ति हो सकती है। मर कर स्वर्मप्राप्ति की लोकोक्ति 
के यही ग्रथ हैं । 

शासक वही हो सकता है जो तप और सत्य के प्रभाव से 
साधारण प्रजा से ऊपर उठ जाये। तभी उस के वच्ञ में 
सारी प्रजा हो सकती है। इसी वेदाज्ञा का प्रभाव था कि 
भारतवर्ष में राजा के बेटे को राजगद्दी देने से पहले झाचार्य- 
कुल में रक्खा जाता था। एक दृष्टान्त से इस बेद मन्त्र का 
भाव उत्तम रीति से स्पष्ट है। एक युवराज का गुरुकुल निवास 
को समय समाप्ति पर आया तो उसका पिता (राजा ) उसे 
चर लाने के लिये श्राचार्य कुल में सजे हुए घोड़े सहित गया। 
दीक्षान्त की सारी विधि पूरी होने पर आचार्य ने राजा से 
कहा कि अन्तिम एक शिक्षा बाकी है, उसके पूरा होते ही 
राजकुमार को उनके हवाले कर दिया जायेगा । यह कह कर 
ग्राचार्य कोड़ा हाथ में ले कर घोड़े पर चढ़ गया श्रौर राज- 


ब्रह्मचरयंसूक्त छ्ईे 


कुमार को साथ भागने को भ्राज्ञा दी । श्राज्ञापालक शिष्य 
साथ चल दिया । गुरु ने घोड़े को बहुत तेज कर दिया श्रौर 
जब राजकुमार पीछे रहने लगा तो उस के कोड़े जमाता गया। 
राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गयी । चक्कर काट कर गुरू 
ने राजकुमार को पिता के चरण छूने की श्राज्ञा दी भौर राजा 
को सम्बोधन कर के कहा “राजन्‌ ! शायद कल ही इस मेरे 
शिष्य को राजगद्टो मिल जाय और वह लाखों के जान और 
माल का रक्षक बने | तब अन्याय और अत्याचार से बचने के 
लिये इसे प्राज की शिक्षा काम आयेगी, क्योंकि इसने समझ 
लिया है कि पराधीनता और दासता में कितना कष्ट है। 
राजा सन्तुष्ट हो कर राजकुमार को घर ले गया। संसार इस 
समय नरक कुण्ड इसी लिए बना हुआ है कि प्रजा के रक्षक 
ब्रह्मचारी नहीं हैं । 
शब्दार्थ 

( आवार्यो ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी आचार्य होता है, 
( ब्रह्मचारी प्रजापति: ) ब्रह्मचारी ही प्रजापालक राजा होता 
है। ( प्रजापति: विराजति ) राजा प्रजापति हो कर विविध 
प्रकार से राज्य करता है, राष्ट्र से ऊपर उठता है। ( विराट 
इन्द्रो भवद्‌ वशी ) ऊंचा उठ कर प्रजा को वह में कर मालिक 


होता है । 


१७ 


ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट् विरक्षति | 
झ्रावार्यों ब्रह्मचर्येण ब्रह्म चारिणमिच्छते ।। 
अ्रथर्ग, काण्ड ११ भ्र० ३ सूृक्‍्त ५,१७॥॥ 


मन्त्रसार 


रक्षा का काम तपस्वी कर सकता है, भोगी नहीं और 
तप ब्रह्मचयं के बिता ग्रसम्भव है । राजा का धर्म ही राष्ट 
का पालन है। आ्राज कल राजा का अधिकार राजब्यासन है । 
इस समय अधिकारों की घूम है इस लिए कत्तंब्य पीछे पड 
गया है । वेद की गआ्राज्ञा है कि कत्तव्य पालन ही जीवन को 
मूल है। राजा को प्रजापति इसी लिए कहते हे कि प्रजा का 
पालन उसका धर्म है ! "४९ हुआ शा 00 00 छाणाहँ 
राजा कोई भ्रधमं नहीं कर सकता--इस वाक्य का अ्रर्थ क्या 
है ? क्‍या इसका भ्रर्थ यह है कि राजा जो भी पाप चाहे करे, 
बहू दण्डनीय नहीं है । ऐसा नही है । इज्धलेण्ड के जिन देश- 
हितैषियों ने प्रथम चालेंस को फांसी लगा दी,क्या वे अन्य!यी 
थे ? कदापि नहीं । इस लोको कित के अर्थ यह है कि जो श्रधर्म 
कर सकता है वह राजा होने योग्य नही है। जो स्वार्थी है, 
भोगी है, वह अधर्म से नहीं बच सकता, अ्रधर्म से बचने के 
लिए पृण्ण ब्रह्मचारी होना जरूरी है। 


वेद उदाहरण देता है कि भ्राचार्य ब्रह्मचर्य के बलसे ही । 


ब्रह्मचर्य॑सूक्त न 


शिष्य को अपनी शोर खींचता है और उसका पालन पोषण 
तथा शिक्षण करता है। पहले बतलाया जा चुका है कि पूर्व 
काल में आचार्य उसी को कहते थे जो दस सहस्र शिष्यों 
का पालन पांषण करता हुआ, उतकी शिक्षा का प्रबन्ध 
करे | जिस प्रकार प्राचार्य ब्रह्मचर्थ के तप से ही ब्रह्मचारी 
को आकर्षित करके अपने श्रधीन करता है इसी प्रकार राजा 
भी ब्रह्मचय के तप से ही प्रजा को अपनी श्रोर खींचता और 
उसकी रक्षा करते हुए उन्हे अपने वश में रख सकता है। 
झ्राज उलटी गंगा बह रही है। राजा भोग के लिए राज्य 
संभालते हैं) जहा एक सत्तात्मक राज्य है वहां एक भोगी की 
तृष्णा को सन्तुष्ट करना पड़ता है । जहां प्रजातन्त्र राज्य कहा 
जाता है वहा बहुतो को विषय कामना को तुष्टि देनी पड़ती 
है। कही व्यक्ति का स्वार्थ ससार में हाह्मकार मचा रहा 
है । इस भनाचार तथा अधर्म की जड़ जब तक न खुद जाय 
तब तक ससार में शासन और राजनीति के नाम पर भ्रन्याय 
पग्रौर अ्रत्याचार होते ही रहेगे । इस अधर्म की जड़ कैसे कटे ? 
बचपन में जैसी शिक्षा मिलती है मनृष्य युवा हो कर वैसा 
ही बन जाता है । यदि ग्रध्यापक और उपाध्याय बह्मचारी हों, 
यदि उनकी इन्द्रियां भ्रपने वश में हों, यदि वे सब प्रकार की 
फसावटों से मुक्त हों तो उनके दिन रात के सहवास का झसर 
उनके शिष्यों पर भी अवद्य पड़े और तब उत आचार्य-कुलों से 


८६ धर्मोपदेश 


शासक भी योग्य निकल सकें । 

जिस देश और जाति में शिक्षक स्वयं चरित्रवान्‌ न हों, 
उसकी दशा कभी सुधर नहीं सकती । जो दिया स्वयम्‌ जल 
नहीं रहा वह दूमरों को क्या जलायेगा । जिसका हृदय स्वयं 
ग्रन्धकार से आच्छादित है वह दूसरों को प्रकाश कैसे दिख- 
लागेगा। कहते हैं कि 'मशालची भ्रन्धा होता है परन्तु दूसरों 
को मार्ग दिखा देता है', परन्तु जहां गढा आगे हो तो उसके 
गढ़े में गिरते ही उसके हाथ की मशाल बुझ जाती है और 
उसके पीछे चलने वाले उसी गढे में गिर पड़ते हैं । यही हाल 
उन शिक्षकों के ग्रभागे शिष्यों का है, जो चरित्र-शास्रों की 
शिक्षा देते हुए स्वयं उसके विरुद्ध भ्राचरण करते हैं। ऐसे 
शिक्षकों के नियन्त्रण से निकल कर जो राजकीय पुरुष शासन 
के काम में लगते हैं उन से रक्षा के स्थान में राज्य को हानि हो 
होती है । पिता पालक को कहते हैं । राजा प्रजा का पालक, 
रक्षक होने से ही प्रजा का पिता कहलाता है । यदि पिता ही 
मद्यमाँस का सेवन करने वाला और व्यभिचारी हो तो सन्तान 
का क्‍या ठिकाना रहे । राजा सारी प्रजा का पिता है । यदि 
वह व्यभिचारी हो तो धर्म का नाश ही हो जाय । बंयोंकि 
अपनी धर्मंपत्नी से सन्‍्तानोत्यत्ति करने के अतिरिक्त जिस किसी 
प्रन्य स्त्री से वह सम्बन्ध जोड़ता है, हालांकि वह उसकी पृत्री के 
समान है। सारे ससार में इस प्रकार की वर्णसकरता का राज्य 


ब्रह्मचर्यसूक्त ८ 


हो रहा है। इस घोर श्रम भ्रान्ति की जड़ जब तक न हिलेगी 
तब तक संसार में शान्ति नहीं फैल सकती हैँ। हिलना ही 
पर्याप्त नही है, स्थिर शान्ति के लिए इस की जड़ ही कट जानी 
चाहिए। परन्तु जड़ कैसे कटे ? 


ग्राग्मो, भारतवर्ष से ही पहल करो। स्वार्थी भोगी 
गवनेमेन्टों से कुछ न होगा । जो आवश्यकता को भ्रनुभव करते 
हों और शिक्षा देने की योग्यता रखते हो, वे साधनों द्वारा 
स्वय बह्यचारी बनें और ब्रह्मचय रूपी तप के बल से विद्याथियों 
को श्रपनी ओर गझ्राकषित करे । जब ग्राम-ग्राम में ऐसे साधन- 
सम्पन्न शिक्षक काम करने लग जायेगे तो पू्वेकाल मे ब्रह्मचर्य- 
प्रधान यह जाति ही ससार की जातियों की पथदर्शक 
बन सकेगी । 


शब्दार्थ 


( ब्रह्मचर्येंग तपसा ) ब्रह्मचयं के तप से ( राजा राष्ट्र 
विरक्षति) राजा राष्ट्र की विशेष रक्षा करता है । (आ्राचायों 
ब्रह्मचर्येण ) आचार्य भी ब्रह्मचर्य से ही (अहाचारिणमिच्छते) 
ब्रह्मवारी की इच्छा करता है। 


श्थ 
ब्रह्मचयेंग कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
प्रनड्वान्‌ ब्रह्म चर्येगाइवों घास जिगीषंति ॥ 
प्रथवे, काण्ड ११, झ्र० ३, सूकत ५, १८। 


मंत्रसार 


पुरुष और स्त्री का सम्बन्ध वेद ने केवल सन्‍्तानोत्पत्ति 
के लिये बतलाया है । जिस प्रकार भअ्रन्य इन्द्रिया उचित उप« 
योग लेने पर ही बलवती रहती हैं और अपने विषय में फंस- 
कर दासता को प्राप्त होती हैं, इसी प्रकार जननेन्द्रिय को भी 
स्वादेन्द्रिय बना लिया जाय तो वह भी नष्ट भ्रष्ट हो जाती 
है । प्रत्येक इन्द्रिय से तभी काम लेने में कल्याण है जब कि बह 
पुष्ट हो कर उस बोझ के उठाने योग्य हो जाय जो उस पर 
डाला जाता है । तब कोन पुरुष सन्तानोत्पत्ति करने का श्रधि- 
कारी है? वही जिसने कम से कम २५ वर्ष की झ्रायु तक वीर्य 
रक्षा कर के उसे पुष्ट कर लिया हो और इस प्रकार जनने- 
न्द्रिय को वशोभूत कर लिया हो । परन्तु यदि उसे पत्नी योग्य 
न मिले तो वहू उत्तम सन्‍्तान कैसे पैदा कर सकेगा । बीज 
कैसा हो उत्तम हो, उसके अत्दर कितनी ही उपजने की शक्ति 
बयों न हो-यदि भूमि ऊसर है, यदि भूमि में जल नहीं है तो 
बीज निष्फल जाएगा । उत्तम बीज के लिये वृढ़, स्वस्थ उप- 
जाऊ भूमि होनी चाहिए, तब वनस्पति रूपी सन्‍्तान उत्तम 


ब्रह्मचयेसूक्त घह 


हषेदायक उत्पन्न होगी । इस लिए जहां पुरुष के कब्रह्मचारी 
होने की ग्रावश्यकता है, जहां समावतेन पूर्वक गुरुकुल से लौटा 
हुआ ब्रह्मचारी ही विवाह का पात्र है, वहां ऐद्वर्यवान्‌ इन्र को 
पाने,विवाह करने का अधिकार भी ब्रह्मचारिणी को ही प्राप्त है। 
अथर्वेबेद में उत्तम विवाह * सूर्या ' श्र्थात्‌ आदित्या ब्रह्मचारिणी 
का ही लिखा है। ब्रह्मचारी का तेज जहां साधारण व्यक्ति 
को जला देता है वहा ब्रह्मचारिणी के तेज के साथ मिल कर 
बह नये तेजस्वी आत्मा का संसार में प्रवेश कराता है। ठीक 
है-प्राण को धारण करने की शक्ति रवि मे ही है, पुरुष के 
तेज को सहन कर, अपने ग्रन्दर लय करने की झक्ति प्रकृति 
मेही है। 

मनुष्य हो नहीं, पशुसृष्टि मे भी यही तियम विद्यमान है। 
चहां भी जीवन तथा वृद्धि के लिये ब्रह्मचयं ही प्रधान है । 
मनुष्य की अवस्था में ब्रह्मचर्य शब्द के पूरे प्र्थ लागू हैं । ब्रह्म- 
नामी बेद और ब्रह्मतामी परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करता,उन 
की ओर चलना और उन्हें प्राप्त करना-यह मनुष्य में विशेषता 
है-'धर्मों हि तेषामधिको विशेषः” । परल्तु पशु में केवल संसार 
में सब से बड़े, प्राणिमात्र के श्राधार अन्न (अहा ) का भक्षण 
ही ब्रह्मचर्य है । बैल और धोड़ा दोनों प्रकार के सांड केवल 
ब्रह्मचय व इन्द्रिय संघक्न से ही तो अपने चारे को पचाते हैं, 
और उसे पत्ताकर गाय झौर घोड़ी में बलवती तथा दूढ़ांग 


8६० धर्मोपदेश 


सन्तान उत्पन्न करते हैं । इस नियम को मनुष्यों ने ऐसी गिरह 
दे लो है कि बैल और घोड़े के बछड़ों की विशेष रक्षा कर के 
उन्हें ब्रह्मचारी रखा जाता है और उनकी पैतृक शुद्धि का 
विचार किया जाता है। परन्तु मननशील मनुष्य ने अपने सम्ब- 
न्ध में इस पवित्र नियम को भूला दिया है। वह जहां पश्चप्रों 


को ब्रह्मचये के नियम के अनुसार रखता है वहां स्वयं उसके 
गुण जानता हुआ्मा भी अन्धा बन जाता है । 

कभी श्रार्यावत्त ही ब्रह्मचयंप्रधान देश था और वहाँ ही 
मनुष्य इस समय ग्रधिक ब्रधोगति को प्राप्त है। नालन्दा 
झौर तक्षशिला का यहाँ निशान भी मिट चुका था, जिसे विदे- 
शियों ने खोद कर पुनः प्रकट किया है। उस देश में भी पशुझ्रों 
के लिए ब्रह्मचर्याश्रम ( श्रर्थात्‌ साण्ड के लिए तियमित काम ) 
की प्रथा ग्रब तक चलो भ्राती है | पशुओं को तो प्रकृति से 
स्वाभाविक ज्ञान मिला है। उन में तो 'मादा' ऋतु के बिना 
'नर' को समीप भी नहीं आने देती । जंगल में इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण मिलता है । यह भी मनुष्य की ही कृपा है कि जो 
पश्ु जड्भुल में बरह्मचारी ऋतुगामी रहते हैं वें श्राज कल के 
मनुष्यों के संप्र्ग में आकर व्यभिचारी बन जाते हें । उन्हें 
झाज की मातव सभ्यता ने प्रभावित कर दिया है। 

जिन जंगली मनुष्यों को भी भ्राजजल की सभ्यता ने 
अ्सम्य की उपाधि प्रदान कर रकखी है, उन जातियों में जन- 


ब्रह्म चयेसूक्त 8१ 


नेन्द्रिय की रक्षा की प्रथा स्त्रियों के अन्दर अ्रब तक विद्य- 
मान है । युरोपियन डाक्टर साक्षी देते हैं कि जिन स्थानों में 
युरोपियन लोग अब तक अपनी सभ्यता के चिन्ह श्र्थात्‌ शराब 
और 'सिफलिस' लेकर नहीं पहुंचे, वहां श्रब तक गर्भस्थित 
होने के २। भा ३ 'वर्षो पीछे तक सन्तानवती स्त्री अपनी 
जननेन्द्रिय की रक्षा करती ओर पुरुष को अपने समीप नहीं 
प्राने देती । 

वेदाज्ञा अपनी सिद्धि के लिए अपने अ्रन्दर ही हेतु रखती 
है । इस समय भी ईश्वरीय नियम वसा ही ताजा है जैसा कि 
सृष्टि के श्रादि में था। वहु कह रहा है कि जो व्यवस्था 
उस स्वाभाषिक, प्रनादि नियम से मनुष्यों को दूर ले जा रही 
है वह त्याग के योग्य है। जिस देश वा जाति मे ब्रह्मचयं व्रत 
से पालन पोषण पाकर कन्या श्रादित्य ब्रह्मचारी को प्राप्त होती 
है उसी जाति व देश का जीवन चिरस्थायी होता है। 

शब्दा्े 

( कन्या ) विवाह योग्य कन्या [ ब्रह्मचयेंग ) ब्रह्मचर्य 
पूर्ण होने पर ( युवानं पति बिन्‍्दते ) युवा, ब्रह्मचारी पति का 
लाभ करती है। पशु सृष्टि में जेसे ( अ्रनड्वान्‌ ग्रदव: ) वीर्य- 
वाही घोड़ा ( ब्रह्मचर्येण ) इस्द्रिय संयम द्वारा ही ( घास 
जिगीर्षति ) घासादि खाद्य को पचाने में समर्थ होता है । 


१६ 
ब्रह्मचर्येंण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत । 
इन्‍्द्रो हि ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥ 
श्रथर्व, काण्ड ११, श्र० ३, सृक्‍त ५, १६ ॥ 


मस्त्रसार 


सत्यमेव हि देवा: भनृतं मनृष्या:-साधारण ग्रवस्था में 
मनन शक्ति रखने वाले की “मनृष्य' संज्ञा होती है; जब बह 
सत्यमानी, सत्यवादी श्लौर सत्यकर्मी हो जाता है, तब उस की 
'देव' संज्ञा होतो है। मौत को हटा कर ही ग्रमृत की प्राप्ति हो 
सकेती है और यही मनुष्य का परमोहेश्य है। यद्यपि प्रकाश 
शरीरधारी जीवात्मा के अन्दर ही विद्यमान है तथांपि श्रन्दर 
की भ्रांले बन्द कर रखने के कारण वह उस से लाभ नहीं 
उठाता । देवता और राक्षस बनने के साधन अन्दर ही मौजूद 
हैं । ब्रह्मवर्य से ही देवभाव का पशुभाव पर विजय होता है, 
तब मनुष्य देवता बत जाता है। मौत को जीत कर, अमर हो 
कर ही भ्रमृत के भण्डार के अन्दर विचरने की शक्ति मिलत्री 
है । 'सत्येन लभ्यते--वह सत्य से ही प्राप्त होता है भर सत्य 
को धारण करने की शक्त ब्रह्मचर्य से प्राप्त होती है । 'सत्येव 
पन्‍या विततो देववान:--सत्य की सड़क पर ही देवताश्रों के 
बाहन चल सकते हैं। देवता पद से बढ़कर कोई पद जोवात्मा 
के लिए नहीं है,तभी तो कवि ने कहा है--'सत्यमूलानि सर्वारणि, 


ब्रह्म चय॑सूक्त &३ 


सत्यान्नास्ति परं वरम्‌--सत्य से बढ़ कर और क्या है ? और 
उस सत्यरूपी उच्चावस्था को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य ही 
एक मात्र साधन है । 

देवों का राजा इन्द्र कहा गया है। प्रजा का पालक राजा 
होता है। परन्तु पहले कहा जा चुका है कि प्रजापालक बनने 
के लिए ब्रह्मचर्य मुख्य साधन है। इन्द्र ब्रह्मचर्य के बल से ही 
देवो के लिए सुख का सामान पैदा करता है। 

इन्द्र कौन है श्रोर 'दिव” कोन है ? यह बेद के विवाह 
प्रकरण में आया है-इमा त्वमित्द्रमीढ्व: सुपुत्रां सुभगां कृषु' 
हे ऐश्वरयंयक्त पुरुष तू इस स्त्री को श्रेष्ठपुत्र और सौभाग्य 
युक्त कर ! तब इन्द्र जीवात्मा का ही नाम है क्योंकि जिस 
प्रकार सारे संसार में व्यापक होकर उस का मालिक होने से 
परमात्मा इन्द्र कहलाता है (यथा “इन्द्र मित्र इत्यादि बेद में 
और “इन्द्रमेके परे प्राणमपरे बुह्य शाश्वतम्‌' मनु मे) इसी प्रकार 
निज शरीर में व्यापक होकर उस का मालिक होने से जीवात्मा 
भी इस्र कहलाता है। इस शरीर में देव कोन है ? ज्ञान का 
प्रकाश करने से मनुष्यों को देव कहते हैं; मनुष्य की बनावट 
में ज्ञान का प्रकाश करने से 'पञ्च ज्ञानेन्द्रिय' को देव कहते हैं । 
प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय का एक-एक विषय है--श्रांख का रूप, कान 
का छाब्द, नासिका का गंध, जिह्ना का रस, श्रौर त्वचा का 
स्पर्श । यदि कोई इन्द्रिय अपने विषय के ग्रन्दर फंस जाय तो 


€्ड ब्रह्म चयंयूक्त 


जीवात्मा के लिए हानि कारक होती है, भ्रौर अ्रंघकार में फंसाने 
वाली होती है। प्रकाश अन्दर है, क्यों कि परमात्मा का सब 
से उत्तम मन्दिर वा शरीर ( उपनिषद्‌ में कहा भी है--.'यस्य 
आत्मा शरीरम्‌, बृहदारण्यक ) जीवात्मा ही है। तब श्रन्दर 
प्रकाश है क्‍योंकि वहां चेतन जीवात्मा प्रकाशस्वरूप के सामने 
है, परन्तु बाहर प्रकृति है और ग्रन्धकारमय है । जो इन्द्रिय 
विषय में फंस जाती है वह मन को बाहर खींच लेती है क्योंकि 
इन्द्रिय मनपूर्वंक ही काम करती है और मन एक समय में 
एक काम ही करता है। उसका तो लक्षण ही यह है--'बुगप- 
ज्ज्ञानानुपपत्तिमनसो लिड्भरम्‌--जब इन्द्रिय ने मन को बाहर 
खींचा तो उस ने जीवात्मा को बहिर्मुख कर दिया। बाहर 
भ्रन्धकार ही अ्रन्धकार है। अन्दर की आंखें बन्द हुई, भौर 
प्रकाश के भ्रन्दर निवास करते हुए भी श्रन्धेरा ही श्रन्धेरा 
छागया । यह अंधेरा कब दूर हो ? प्रन्दर के पट तब खुलें जब 
बाहर के पट देय । बाहर के पट कंसे बन्द हों ? जब अन्दर 
वाला ब्रह्मचयें का अ्रभ्यास कर के पूर्ण बृहाचारी हो 'मन वश 
में करे श्रोर उध् के द्वारा इन्द्रियों को अपना श्राज्ञापालक 
सेवक बता ले । अपूज्य जहाँ पूर्ज जाय, अचेतन जहां चेतन के 
पथदर्क्षक बनें वहां कल्याण कहां रह सकता है ? मालिक जहां 
दासों के वश में हो वहां मालिक भ्रौर दास दोनों ही दुःख पाते 
हैं । दासों का भी कल्याण इसी में है कि उन की बागडोर 


ब्रह्मचर्यसूक्त ६५ 


मालिक के हाथ में हो । इन्द्रियों का भी कल्याण इसी में है कि 
वे जीवात्मा के वशीभूत होकर रहें । 

यह कैसे हो सकता है ? इस का भी एकमात्र साधन 
ब्रह्मचर्य ही है। जिस जीवात्मा ने साधनों द्वारा अपने आप 
को पुष्ट कर' लिया है उस की इन्द्रियां ही उस के वक्ष में हो 
जाती हैं जेसे रथ के धोड़े वीर्यवान्‌ सारथी के वच् में होते हैं। 
ससार में मौत के भय से बढ़ कर और कोई भय नहीं है। यही 
भय मनुष्य को डांवाडोल करके शोकसागर मे डुबाए रहता है। 
परन्तु मौत है क्या ? जिस से इतना भयभीत जीवात्मा रहता 
है। मौत वियोग का नाम है। जिस के सयोग का भश्रादि है 
उसका वियोग भी अवश्य होगा और पुनः संयोग भी हो सकता 
है। जब यह ज्ञान दो जाय तो मौत भयावनी नहीं रहती । 
परन्तु इस ज्ञान का साधन कया है ? निस्सन्देह इस का साधन 
ब्रहमचयं ही है। जीवात्मा को इन्द्र कब कह सकते हैं ? जब 
वह ऐश्वयंवान्‌ हो जावे । परन्तु ऐंश्वर्य प्राप्ति के लिए ब्रह्मचयं 
रूपी संयम की झ्रावदयकता है । परमात्मा का बल ही इस में 
है कि वह साक्षिरूप भ्रनादि ब्रह्मचारी है। तब उस का पुजारी 
जीवात्मा भी अपनी इन्द्रियों का सच्चा स्वामी ब्रह्मचर्य के तप 
से ही हो सकता है भौर तब तपस्वीरूप के सहवास में वह मौत 
को जीत लेता है । 


६६ ब्रह्मचयंसूक्‍्त 


शब्दार्थ-- 

(दिवा:) सत्य श्रादि, दिव्यगुण युक्त ज्ञानी पुरुष (ब्रह्मच- 
येंण तपसा ) ब्रह्मचयं के तपो बल से ही (मृत्युं ) मृत्यु को, मौत 
को ( उपाष्तत ) मार डालते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हें । 
(इन्द्र:) परमेश्वर व जितेन्द्रिय श्रात्मा भी (ह) निश्चय से 
(अह्मचर्येण) बह्मचर्य की शक्ति के द्वारा हो ( देवेभ्य: ) देव- 
ताझ्नों व इन्द्रियों के लिये (स्व: ) सुख और तेज को (ग्राभरत्‌) 
धारण कराता हैं, प्राप्त कराता है। 


२० 
श्रोषधयों भूतभव्यमहोरात्रे वनस्पति: । 
सम्वत्सर: सहर्तुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥२०॥ 
प्रथर्व, काण्ड ११ झ्र० ३ सृक्‍त ५, २०॥ 


सच्त्रसार 


वनस्पति श्रर्थात्‌ वन के वृक्ष जो बिना पुष्प लाए फल देते 
हैं तथा श्रौषधि जो पुष्प से पूरित हो कर पालन करते हुँ-दोनों 
प्रकार के उथज्द्िदु प्राणी भी ब्रह्मचारी के तपोबल से ही फल 
देने वाले होते है। इसलिये वेद में जो ग्रायों श्रथात्‌ श्रेष्ठ 
पुरुषों के लिये नैतिक कर्म का उपदेश है उसमें वनस्पति की 


ब्रह्मचर्यसूक्त 8७ 


रक्षा का भी विधान है। यदि मनुष्य इन्द्रियों को वशीभूत 
करते वाला न हो तो एक भी वनस्पति श्रपनो पूरां प्ायू को 
प्राप्त न हो। माली ब्रह्मचयंत्रत की सहायता से ही प्रलोभनों 
से बचता हुमा, वृक्ष प्रौर पोधे की रक्षा करता है श्ौर पकने 
से पहले फलों को तोड़ने से बचाता है । 

भूत शोर भविष्यत्‌-व्यतोत हो गए भौर आने वाली 
दोनों-समयों का निर्माता ब्रह्मचारी ही है । बीते हुए प्नुभवों 
से जहां ब्रह्मचारी ही स्वयम्‌ लाभ उठाबह्ना तथा संसार को दिला 
सकता है वहाँ जगतु का भविष्य भी वही सुधार सकता है। 
जां इन्द्रियों का दास है, उसके लिये वतमान ही सब कुछ है। 
उसका भविष्य कुछ हो हो नहीं सकता । ब्रह्मचारी राम ने 
जहां संसार के भविध्य में धर्म की मर्यादा स्थापित कर दी, 
वहां रावण के कारण लंका का भविष्य ही कुछ न रहा। ब्रह्म- 
चर्ग-बिना न भूत है भोर न भविष्यत्‌ । दिन शौर रात का 
चक्र भी ब्रह्मचर्य के ग्राश्रय पर ही चलता है। ब्रत-पालन का 
श्रादर्श ब्रद्मेचारी ही है। भ्रौर सूर्य को ( श्रपती परिधि पर 
घुसने झौर अपने सामने आई भूमि को प्रकाश देने की ) शक्ति 
पर ही दिन रात के विभाग निर्भर हैं। ऋतुशों सहित 
सवत्सर भी उस ब्रत का परिणाम है जो संसार चक्र में कार्य 
कर रहा है। जितकी इन्द्रिय वश्ष में नहीं है, जिन्हें .इन्द्रियां 
चुमाए फिरती हैं । उनमें दिन झोर सत में, विवेचुन-करने की 


श्द धर्मोपदेश 


- शक्ति नहीं रहती । वे न रात में विश्राम ले सकते हें और न 
दिल में सूर्य: की किरणों से प्रमशक्ति को घारण कर सकते हैं। 
कमी के- ज्िए -न कोई दिन है भौर ने रात | उस के लिए 
सारा समय केवल भ्रन्धकारमय है। कामी इलूक के समान 
रात को ही सावधान होता है । कामी तुकब्रन्दों ( उन्हें कवि 
नहीं कह सकते ) ने कामातुरों का यही विशेषण दिया है कि 
वे दिन और रात में तमीज ही नहीं कर सकते। उन्हें ऋतुओरों 
में भी कोई भेद तहीं प्रतीत होता । उन के लिए 'सब धान 
बाइस पंसेरी' हैं । 


लोक में प्रसिद्ध है कि जिन्हें परलोक को लगन हो, जिन्हें 
मुक्ति की तलाश हो वे भल्रे ही ब्रह्मचयें का साधन करें, 
पर दुनियांदारों के लिए ब्रह्मचयें का उपदेश नहीं है। ऐसी 
लोकोर्वित के भ्रनुय।यियो को इस वेद मन्त्र के भाव पर गहरा 
कविशार करना खाहिये । जिस जुही और चस्पा, चमेली और 
बेला पर तुमः मस्त हो रहे हो, उस की भीनी खुदाबू तुम्हारे 
मह्तिष्क' को तरावट न देती, यदि माली ने इन्द्रियों को दमन 
कर के उस की रक्षा न की होती.। यदि माली प्रलोभन में फंस 
कर बित्रा खिली कली को ही तोड़ लेता श्रौर श्रपनी स्वार्थ- 
स्रिद्धि में द्वी लग जाता तो तुम्हें खिले हुए फूल की सुगन्धि 
तथा सौन्दर्य से तृप्ति पाने का भ्रवसर कैसे मिलता । यदि भूत 
समय में ब्रह्मचारियों ने सदाचार झौंर परोपकार की बुनियाद 
ने डालौ होती ती श्रोज तुम्हें अपना तथा अपने भाइयों का 
भविष्य 'सुधारने के लिए की प्रोत्साहित करता । मलृष्यों को 


ब्रह्मचयेसूक्‍त ह्हृ 


ही नहीं, वनस्पति की शी जात अहाचओे के हस्थ में ही है। 
अनप्पति की ही क्‍यों ? काल, दिल्ला और उन के विभाज्रों 
तथा उपविश्ञाषों की जन भी ब्रह्मचर्य ही है। प्राश्व ब्रह्मा 
अ्स्वाभाविक मालूम होता है। जिन्‍्होने विश्राम के स्थान में 
आलस्य को अपना लिया हो, जिन्होंने उल्टी गगा बहाने का 
व्यर्थ परिश्रम अपने जीवन का उहं शय बना रक्खा हो, जिन्होंने 
झ्राज जान बूभ कर आंखें बन्द कर रक्‍्खी हों उन्हें श्रांखें 
खोलते हुए श्रवश्य कष्ट प्रतीत होता है | परन्तु इस क्षणिक 
कष्ट के भय से अपने जीवन के भविष्यत्‌ को ही तिलाजबी 
दे देना बुद्धिमानों का काम नहीं है। जड़ और चेतन मे, 
मनुष्य, पशु और वनस्पति में, सजा और रक में, सब मे ब्रह्म- 
चर्य का राज्य है। जिस प्रकार प्रान्त के राजा को और उस के 
राजनियम की भुला कर उस राज्य में निवास करना कठिन है, 
इसी प्रकार समय के राजा ब्रह्मचये के न्याय शासन को भुला 
'कर संसार में जीना कठिन है। प्रभु बल दें कि प्रह्मचयं का 
यथाबत्‌ पालन हो सके । 
खब्या्ण 

( ओषधस: ) सेसों को नस्ट करने धाले श्लोर ( बच्न- 
स्पति: ) मरंण पोषाश करने वाले अ्रप्नादि चनस्पत्ति, दोतों 
'इद्भिद्‌ श्राणी '( भूत अब्यं ) जोवनपयात्रा' का भूतकाल् 
और आविष्यरकात श्रर्यात्‌ सम्पूर्ज 'जीवन कान (अहोराते |) 
द्वित शरीर रुख भर्थात्‌- सम्पू्श ब्रह्माण्ड 'का क्राप्त ( ऋतु: 
खह।) पढ़ ऋतुप्रों के सफथ || संवत्तर: ) जब्त करवे काजा 


१०० घर्मोपदेश 


वर्ष ग्रन्नादि श्रर्थात्‌ श्रनन्त काल, ये सब (ब्रह्मचारिण:) ब्रह्म- 
चारी हैं, (जाता:) ब्रह्मचयं की शक्ति से ही पेदा हुए हैं इसलिये 
(ते ) वे भ्रविनश्वर हैं, मृत्यु को प्राप्त न होने वाले है। 


२१ 
पाथिवा दिव्या: पशव श्रारण्या: ग्राम्याइच ये | 
अ्रपक्षा: पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिण: ॥ 
अथर्व॑० काण्ड ११, भ्र० ३, सूकत ५, २१॥ 


सन्त्रसार 


पाधिव पदार्थ, जिनका गधवती पृथिवी के साथ ही विशेष 
सम्बन्ध है जैसे पत्थर, मिट्टी, ग्लौषधि, भ्रन्न, जलों के नदी नाले 
ग्रादि श्रौर प्राकाश में रहने वाले वायु तथा वाष्प इत्यादि सब 
की उत्पत्ति और स्थिति ब्रह्मचय के प्रभाव से ही है। जो 
नियम मनुष्यसृष्टि में प्रचलित है उसी का प्रसरण पशु तथा 
कीट, पतज्भ और वनस्पति सृष्टि के अन्दर भी है। ब्रह्मचर्य 
का एक गुण संयम है भोर संयम के बिना एक तिनका भी 
प्रपना काम पूरा नहीं कर सकता । सूर्य की गति संयम का 
ही परिणाम है, तथा पृथिवी में षड़ ऋतु का परिवर्तत भी 
संयम पर ही निर्भर है। जिस देश के निवासियों में संयम का 
प्रभाव है उस में न भूमि फल देती है और न प्रजा की रक्षा 
दोती है। उपजाऊ भूमियों के निवासी संयम रहित हो कर 


ब्रह्मचर्यसूकत १०१ 


भूखों मरते हैं प्र संयमी पुरुष, ऊसर भूभि को कमा कर, 
धनधघान्य से पूरित हो जाते हैं। जिस भारतवर्ष में अनाज के 
कोष भरे रहते थे और जिस पवित्र भूमि पर दूध की नदियां 
बहती थी, उसी भारतभूमि में ग्राज बच्चे दृध बिना बिलख- 
बिलख कर मर रहे हैं श्रोर जनता के तीसरे भाग को भर पेट 
खाने को नहीं मिलता । इस का कारण वही संयम का प्रभाव 
और ब्रह्मचर्य का हास है। ब्रह्मचर्य के श्रादर्श तक पहुंचने के 
लिए मार्ग का पहिल्ला पड़ाव यम नियमों का पालन है। जो 
हिंसा से मुक्त नही है, जो असत्य के गढ़ में गिरा हुश्ना है, जो 
दूसरों के श्रधिकारों की ग्राकाक्षा नहीं छोड़ता, जिसने श्रपनी 
कम और ज्ञान की इन्द्रियों को वश में नहीं किया श्रौर जो 
विषयों का दास है वह ब्रह्मचर्य की ओर पहला पग भी छठाने 
की गक्ति नही रखता । प्राचीन श्रार्यों की प्रायेना नित्य यह 
होती थी कि पृथिवी लोक, अन्तरिक्ष लोक और द्यु लोक उन 
के लिए सुखकारी हों | प्राचीन ज्ञास्त्रों मे मन, वाणी और 
कर्म तीनों से प्रार्थना करवे का विधान है । इसलिए ज्ञान्ति पाठ 
भी उन का ऐसा ही होता था। मन से उन की इच्छा होती 
थी कि क्षिसी लोक में जो कुछ भी है वह उत्तर के लिए शान्ति- 
दायक हो । वाणी से भी वह इसी की विधि का ग्रध्ययन्न तथा 
ग्रध्यापन करते थे ओर कर्म भी वे ऐसे ही करते थे जिस से 
ससार की सब शक्तियां उन के श्रनुकूल हों । 


- पृथिवी लोक अ्न॒कूल हो, झान्तिदायक हो--इस का क्या 
तात्पयें है ? इस का तात्पय है कि भूमि हमारे अनुकूल ग्रनाज॑, 


श्ण्र अमपिदेश 


फल छोर भ्रौषध उत्पन्न करे । इस के लिए आवश्यक है कि 
बर्षा समयानुकल हो । जहां ऐसी वर्षा नहीं, वहाँ परिश्रम से 
खेती को तालाब झौर कृप के जल से सींचा जाय । फ़िर खेत 
के इदे गिर्दे बाड़ कर के उस की जज्भुली जानवरों से रक्षा की 
जाय, भर बाहर के लुठेरों से राष्ट्र की सेवा उस की रक्षा 
करे । परन्तु इन सब से बढ़कर आवश्यक यह है कि कृषिकार 
ह्वयम्‌ कच्ची खत्ती को ही खाना शुह न कर दें। प्रब तक 
किसानों में प्रसिद्ध है कि जो किसान प्रदोभनवश बीच में ही 
खेती खाने लग जाता है उस की खेती में 'बरकत' नहीं होती । 
ऐसे किसान की उसी पुरुष से उपमा देनी चाहिए जो बीय॑ 
परिपक्व होने से पहिले ही उस का ताझ् करने लगता है। कोई 
भी पेशा करने वाला हो, जो अमानत में खयानत' करता है, 
जो अपने कर्त्तव्य पालन में विश्वासघात करता है उस के काम 
में बरकत नहीं हो सकती । हलवाई का शागिर्द जब प्राते-जाते, 
डालते-निका बतै, स्वयं मिठाई मुंह में डरने लगता है तो 
खउस की दुकान का दिवाला निकल नाता है। फिर जिस देश 
का राष्ट्पति ही रक्षक के स्थान में प्रजा का भक्षक बन जाय 
उस देश का क्‍या ठिकासा है । हम पहले कह आए हैं कि 
शिक्षक और राजा दोनों संयमी झौर ब्रह्मचारी होने घाहिएं । 
बदि राजा कर लगाने में कड़ा हो, यदि राजपुरुष प्रजा को 
लूटता ही अपना अ्रधिकार बनालें, यदि प्रजा राजा के लिए, 
व कि राजा अजा की सेवा के लिए समझी खाथ, सब सनुष्य- 
विप्लव होने में सस्देह तका है? . 


ब्रह्मचर्यसूकत श्ण्दे 


जो अवस्था पृथिकी लोक की है वही अ्रन्तरिक्ष और 
ग्राकाश की है। वहां की सुष्टि का झाधार भी ब्रह्मचर्य ही 
है । भ्रप्रकाशमान्‌ पृथिवी प्रकाश्ममान्‌ सुर्यादिलोकों से ही प्राण 
शक्ति को ग्रहण करके अपने गर्भ से मनुष्यों को निहाल कर 
देती है | यदि सूर्य में संयम न हो तो पृथिवी उस से क्या लाभ 
उठा सकती है ? यदि वही ब्रह्मच का नियम श्रन्तरिक्ष में 
काम न करता हो तो सूर्य झ्लोर इस के मिर्द घुमने काले ग्रह 
एक-दूसरे के स्त्रथ टकरा कर छुकड़े-टुकड़े हो जांय। अतः 
प्रन्तरिक्ष और चुलोक के नियम जानने के लिए ब्रह्मचर्यपालन 
की कितनी श्रावश्यकता है यह सहज ही समझ में श्रा सकता 
है ! वास्तव में बात यह है कि जमीन और श्रासमान केवल 
ब्रह्मचर्य नियम के श्राधार पर ही खड़े ( स्थित ) हैं । 

सारांश--जिस देश में ब्रह्मविद्या के जानने वाले ब्राह्मण 
शिक्षक हों, वीरयवान्‌ सयमी क्षत्रिय राष्ट्‌ के रक्षक हों, जिस 
में धर्मानुसार प्रजापालन के साधन प्रजा तक पहु चाने में वैश्य 
लगे हुए हों ध्रोर इसलिए जहां शूद्ध शुद्ध भाव से सेवा.का ब्रत 
धारण किए हों--उस देश में कल्याण और शान्ति का राज्य 
फैलता है । 

बब्बाय 

( पर्थिवा दिव्या: ) फृथिणों और आकाश के पवार, 
( झारण्या: ग्रासाइच्र ये पदाव: ) और जो वन श्रौर ग्राम के 
पशु है, ( अपक्षा: पक्षिणश्च. ये ) जो बिना पंख काले शोर 
पंख वाले कब हैं. (ते) वे सन ( जाता प्रह्मच्ारिण: ) ब्रह्म चा री 


१०४ घर्मोपदेश 


से प्रसिद्ध होते हैं अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं । 
( ब्रह्मचर्य प्रभावाद्‌ उत्पन्ना इत्यर्थ:-सायण ) 


२२ 
पृथक्‌ सर्वे प्राजापत्या: प्राणानात्मसु बिश्रति । 
तान्‌ सर्वान्‌ ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याभृतभ्‌ ॥ 
भ्रथबं० काण्ड ११, अ्र० ३, सूकत ५, २९। 


मन्त्रसार 


एक भनुष्य की प्रकृति दूसरे से मिलती नहीं है। सब 
श्रपने जुदे-जुदे संस्कार साथ लेकर उत्पन्न होते हैं। सब के 
एक सी हो शक्तियां नहीं ग्रौर न एक से उद्देश्य हैं। उन के 
कर्मानुसार उन की रुचियां पृथक-पृथक हैं । सब एक ही रस्सी 
में बांधे नहीं जा सकते । कवि ने ठीक कहा है--भिन्नरुचिहिं 
लोक: !” कह सकते हैं कि जितने मनुष्य हैं उतनी ही उन की 
लगन हैं । इन विविध रुचियों का प्रादुर्भाव कैसे होता है ? 
यदि शिक्षक इन सब को गडरियें की तरह हांकने वाला हो तो 
उन के भ्रन्दर कोई शक्ति ही दिखाई नहीं देती। वे भेड़ों के 
ग़ल्ले की नाई चल देते हें और जब श्षिक्षक रूपी गडरिया एक 
पल के लिए भी उन से ओभल होता है तो उन के लिए सीधे 
रास्ते चलना कठिन हो जाता है । 

जीवात्मा मानसिक, वाचिक और काग्रिक क्रम करने में 


ब्रह्मचर्येसृक्त १०१ 


स्वत्तन्त्र है। केवल उन कंमों का फल भोगने में वह परतन्त्र 
है । इस स्वतन्त्र कर्ता के अन्दर स्व॑तन्त्र ही प्राण शक्ति है। यदि 
उसे दबा दिया जाय तो "जीवित शव समान वहे प्राणी' की 
लोकोक्ति उस पर घट जाती है। वह स्वाभाविक के तुल्य हुईं 
शक्तियां किस प्रकार लाभदायक हो सकें ? इसके लिए आव- 
इयक यह है कि आचार्य अपने शिष्यों में वेद-ज्ञान के भरने का 
यत्न करे । उनको अपनी मानसिक शक्तियों का दास अअंनाने 
की चेष्टा न करे | फिर किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रहती । 
आचार्य का स्वाभाविक रीति से ब्रह्मचारी में भर! वेद ज्ञान 
स्वयम्‌ उन के विकास का साधम बनता है। 


बालक के ग्रन्दर उसकी प्रकृति के श्रनुसार ही विचित्र 
प्रश्न उत्पन्न होते हैं। मू्खे श्रध्यापक उनको दबाने की चेष्टा 
करता है। प्रत्येक भ्रध्यापक भ्रपना गौरव स्थिर रखने के लिए 
झ्रावश्यक समभता है कि वह अपने आ्राप को अपने शिष्यों के 
सामने सर्वज्ञ सिद्ध करे | वह भूल जाता है कि शायद सके 
सपुर्दे ऐसा बालक किया गया हैं जो पूर्व जन्म में उस से केहीं 
अधिक उप्नति कर चुका है। यदि शिष्य की बुद्धि भरुरु कौ 
प्रपेक्षा तीत्र है तो ऐसे बर्ताव से उस को बड़ा गहरा घक्कां 
लगता है। यह भूल नहीं जाना चाहिए कि आ्राचार्य का कार्म 
केवल शिक्षा देता ही नहीं, शिक्षा प्रहर्ण करना भी उसका 
कर्तव्य ही महीं अधिकार है। प्रपे बीस वर्षो के आ्रानिपूर्वी 
ग्रभुभव से में कह धंकंता हूं कि जिंत॑ शिक्षेकों ने जीवांत्मंधारी 
बॉलेकों को केवल जैड़ यमन स्म॑ कर उनको रेवड़ की तरह 


१०६ धर्मोपदेश 


हाँकने का यत्न किया उन्होंने न केवल अपने झाधीन विद्या 
थियों की उन्नति ही रोक दी प्रत्युत अपने आपको भी अ्वनत 
किया । परन्तु जिन्होंने इन पआात्म सम्पन्न प्राणधारियों को 
केवल मार्ग दिखाना ही अपना कर्त्तव्य समभा उन्होंने न केवल 
प्रपने धिष्यों के श्रात्मा को विचित्र प्रकार से विकसित ही किया 
प्रत्यृत श्रपनी देवी शक्तियों को भी प्रादुर्भूत किया | इसका 
विशेष कारण भी है। जो वाणी पर ही सारा निर्भर न कर के 
कर्म का आश्रण लेते हैं उन्हें अपने शिष्यों का मार्ग दर्शक बनने 
के लिए उन गुणों का अभ्रनुकरण स्वयम्‌ करना पड़ता है जिन्हें 
वे विद्याथियों के मनों में भरना चाहते हैं । 

वेद-ज्ञान ब्रह्मचारी के श्रन्दर क्यों भरना चाहिए ? इस 
लिए कि वैदिक शिक्षाओं में से वह श्रपनी प्रकृति के अनुसार 
स्वयं मार्ग चुत लेवे | गुरु का परिमित, एकदेशी ज्ञान शायद 
ही एक दो शिष्यों के लिए उपयोगी हो । वेद ज्ञान में इतनी 
लचक है कि उसे प्रत्येक मनुष्य अपनी ग्रावश्यकता के प्रनुसार 
उपयोगी बना सकता है । गुरु परम्परा से जिस ज्ञान को ग्रहण 
करते ग्राए हें उस में जो बल है वह एक व्यक्ति के कृत्रिम रीति 
से उपाज॑त किए ज्ञान में नही हो सकता | इस लिए वेद द्वारा 
भगवान का आदेश है कि जिस मनुष्य जाति के अन्दर ज्ञान प्राप्त 
करने का विशेष कारण ([ बुद्धि ) विद्यमात है उस की भलाई 
इसी में है कि उस कारण को स्वाभाविक रीति से पुष्ट तथा 
विकसित करने के लिए उसे हिला दिया जाये, उसे बलात्कार 
से खींच कर किसी एक ओर लगाने का यत्न ने किया 


ब्रह्मचय सूक्‍त १०७ 


जाय। जब तक ससार में ब्रह्मचय के मूल साधनों को फंलाने का 
यत्न न होगा तब तक बढ़ा हुआ राग हू ष उस ससार को, जिसे 
उस के निर्माता ने उन्नति का धाम बनाया था, नरक कुण्ड ही 
बनाता रहेगा । 
शब्दार्थ 

( सर्वे प्राजापत्या: ) प्रजापति" श्राचार्य के सब शिष्य 
( पृथक ) भिन्‍न-भिन्‍न रुचि वाले होकर ( आ्रात्मसु प्राणान्‌ 
विश्रति ) अपने शरीर मे प्राणों को धारण करते हे । ( तान्‌ 
सर्वात्‌ ) उन सब शिष्यों को ( ब्रह्मचारिणि ) ब्ह्मचारी* 
ग्राचाय में (अआरभुतम) रक्‍्खा हुआ (ब्रह्म) ज्ञान (रक्षति) रक्षा 
करता है। दा 


२३ 
देवानामेतत परिषृतमनभ्यारूढ़ं, 
चरति रोचमानम्‌ | 
तस्माज्जातम ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं, 
देवाइच सर्वे अमृतेन साकम्‌ । २३ 
झथव, काण्ड ११५, अ० ३, सूक्त ५, २३ ॥ 


मन्त्र सार 
इस से पहले मन्त्र में वेद-ज्ञान ब्रह्मचारी के श्रन्दर भर 


देना ही आचाये का कत्तंव्य बतलाया है। यह क्‍यों ? इस का 


श्ण्द पर्मोपदेद 


हेतु इस मन्त्र में बतलाते हें। कल्पना करो कि एक बड़ा भारी 
यन्त्र है जिस में बहुत सी कलें चल रही हे, सैकड़ों पहिए 
चक्कर कांट रहे हें और बीसियों प्रकार की लाभकारी वस्तुएं 
तथ्यार हो रही हैं। यदि किसी साधारण मनुष्य को उस कला- 
घर में अपना काल-यापन करना है तो क्या यह भ्रावश्यक नहीं 
है कि कलाघर में प्रवेश करने से पहले वह उस यन्त्र के एक 
एक पुर्जे से परिचित हो जाम ! इस काम के लिए कौन उत्तम 
शिक्षक हो सकता है ? यदि कलाघर के निर्माता एज्जिनियर 
की निर्मित तद्विषयक पुस्तक का पाठ कराने वाला योग्य 
क्षिक्षक मिल जाबे और एक-एक वर्णन को कलाथर पर घटाता 
चला जाय, तभी कलाघर का पथगामी कलाधर से लाभ उठा 
सकता है, अन्यथा वह पहियों के चक्कर में फ़स कर जान दे 
बैठने के अतिरिक्त और क्या कर सकता है ? 


यह ससार मनुष्य के लिए सब से बड़ा ग्रसीम कलाघर 
है । इस के प्रन्दर, मानवी कलाघरों की तरह, केवल निर्जावि 
जड़ सुष्टि ही नहीं, प्रत्युत चेतन सृष्टि भी भ्रमण कर रही है। 
इस विचित्र कलाघर की दिव्य सुष्टि सम्पूर्ण भ्रनादि निर्माता ने 
ही निर्माण की. है। श्राठों क्सु जिन के अन्दर सारी सृष्टि 
निवास करती है, ग्यारह रुद्र जिन के मिले रहने से स्थिति ओर 
जिन के बिछुड़ जाने से मौत और रोना होता है, संवत्सर के 
बारहों भ्रदित्य, विद्युत श्लोर यज्ञ यह सब उसी प्रकाश्स्वरूप 
से प्रकाशित होते हें । वह इच सब का प्रकाशक है। शोर फिर 
इन देवों में श्रमरपन भी उसी ने डाला है। ये सब प्रकाशक 


ब्रह्मचर्यसूक्त ६०६ 


देव जहां अपना प्रकाश उसी स्व-प्रकाशस्वरूप से प्राप्त करते 
है, वहां इन्हें प्रवाह से भ्रनादि भी इसी ने बना छोड़ा है। 
प्रलय के पश्चात्‌ जब-जब सृष्टि होती हैतब्र-तब ही ये शक्तियां 
झपना काम करती हे-.'सूर्या चन्द्रमसों धाता यथा पूर्वभकल्प्यत्‌ 
दिवं च पृथिवीज्चान्तरिक्षमथों स्व: ।* 

विधाता ने सूय॑ चन्द्र, अन्य प्रकाशमान लोकान्तर तथा 
पृथिवी, अन्तरिक्षादि पूर्व कल्प की तरह ही निर्माण किए है । 
इन सब का रचयिता, इस कलाघर का निर्माता स्वयम्‌ कैसा 
है ? जगत्‌ के सब प्रकाशमान लोक उस के वश में हैं । सांसा- 
रिक एन्जिनियर तो कलाघर निर्माण कर के प्रलग हो सकता 
है, परम्तु यह एन्जितियर अपने निर्माण किए कलाघर में 
व्यापक है, इसलिए यह कलाघर कभी बन्द नहीं होता। कला- 
घर के निर्माता मनृष्य को पकड़ कुर श्रलग कर दें तो उस के 
कलाघर की समाप्ति हो जाती है, परन्तु यह संसार रूप माया 
का स्वामी ऐसा मायावी है कि इसे कोई पराजित नहीं कर 
सकता। ग्रह प्रकाश स्वरूप सब के उपर विचरता है। यह 
जहां सूक्ष्म से सूक्ष्म इतना है कि सूक्ष्मतर पदार्थों के झन्दर भी 
विद्यमान हैँ वहां इतना बड़ा भी हैं कि सब पदार्थों को घेरे हुए 
हैं। इसकी लपेट से बाहर कोई नहीं है। 


जो ऐसा ब्रह्म सब्र से! बड़ा और सबका स्वामी है, जिस से 
संसार रूपी यह किवित्र 'कलाभवन' न केवल किर्साण हो किमा 
यया है प्रत्युव जिसके आ्राक्षयपर ही यह स्थित है + तज्ज >८ततु- 
झच--उसी से सब्र सृष्टि होती, उसी पर स्थित रहती और उसी 


११० धर्मोपदेश 


में लय होती है ! वह सब को प्रकाण देता हुआ और सब का 
ग्राधार होता हुआ भी स्वयम्‌ किसी श्राधार की श्रपेक्षा नहीं 
रखता । उसी ने इस सारे ब्रह्माण्ड को रच कर उसका ज्ञान 
मनुष्य को दिलाने के लिए वेद का प्रादुर्भाव किया है । जिसने 
आँख पीछे दी, पहले उस दिखलाने के लिए सूर्य का निर्माण 
किया, उसी ब्रह्म ने मनुष्य की बुद्धि को प्रदीप्त करने के लिए 
सत्यज्ञान का संसार में प्रसार किया है । 

निस्सन्देह सीधे मार्ग पर चलाने के लिए योग्य ब्रह्मचारी 
को सांसारिक आचार्य की आवश्यकता है, परन्तु यथार्थ ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए ज्ञान के प्रसारक परमात्मा और जिज्ञासु के बीच 
में कोई तीसरा पर्दा नही आना चाहिए। वहां ब्रात्मा की ही 
पहुंच है, इसलिए धन्य हे वे नररत्न जो सत्य विद्या की प्राप्ति 
का मार्ग सांसारिक आ्राबायं से जान कर सीधे ज्ञासेश्वर की 
शरण में जाते हे क्योंकि उसी में जीवन ढूंढने से महत्त्व की 
प्राप्ति होती है । 


शब्दार्थ 


(देवानामृ) सब दिव्य शक्तियों का वा इन्द्रियों का (परि- 
षृतम्‌ ) सम्पूर्ण रूप से निचोड़ा हुआ सार (एतत्‌) यही ब्रह्म- 
चर्यरूप होकर (रोचमानम्‌ ) सब सूर्यादि नक्षत्रों में चमकती 
हुई शक्ति है, जो (भ्रनभ्यारुढ) किसी से न दबने वाली 
(चरति) सर्वत्र गमन करती है। (ब्राह्मणम्‌) ब्रह्म सम्बन्धी 
(ज्येष्ठम्‌ ) सर्वोत्कृष्ट (ब्रह्म) ज्ञान वेद (तस्मातृ) उसी शक्ति 
से (जातम्‌ ) उत्पन्न हुआ्ना है । और (अ्मृतेन साकम्‌) अ्रमरता 


ब्रह्मचयं सुक्‍्त १११ 


के साथ (सर्वे देवा:) सब दिव्य शक्तियां अथवा इन्द्रियां भी 
उसी से पंदा हुई हैं । 


२४ 
ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ विभति, 
तस्मिन्देवा ग्रधि विदवे समोता:। 
प्राणापानां जनयन्नाद्‌ व्यानं, 
वाच मनो हृदय ब्रह्म मेधाम्‌ । २४ 
ग्रथर्व, काण्ड ११, भ्र० ३, सृक्‍त ५, २४ ॥ 


सच्छा सार 


ब्रह्म में जिस की गति हो उसी को ब्रह्मचारों कहते हैं । 
ब्रह्म तेजस्वरूप है; जो स्वयम्‌ तेजस्वी न हो उसकी तेजस्वरूप 
में गति कैसी हो सकती है। वेद में इसलिए श्रादेश है कि तेज- 
स्वरूप परमात्मा से तेज की याचना पहले करो-'तेजो5सि तेजो 
मयि धेहि।' जब तक ब्रह्मचारी के ज्ञानचक्षु खुल नही जाते तब 
तक वह ज्ञानस्वरूप का न ज्ञान प्राप्त करता है, न उसकी ओर 
गमन करता है और न ही उसको प्रांप्त होता है। परन्तु जब 
वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तब उस ब्रह्म के निरभित सब 
देव (वसु-रुद्र-आदित्य-विद्युत्‌-यज्ञ) उस ब्रह्मचारी में श्रोत- 
प्रोत हो जाते हें-शर्थात्‌ ब्रह्मचारी उनके यथार्थ स्वरूप को 


११२ चर्मोपदेश 


समभने लगता है । इस में से एक-एक के तत्व को वह खोल 
कर रख देता है श्रौर उस ज्ञान की सहायता से वह श्रपने तथा 
अन्य मनुष्यों के जीवन के लिए प्रकाश प्राप्त करता है। लोग 
ब्रह्मचारी को उस के गुणों से जानते है और तब उसके पोछे 
चलते है । 

प्राण, भ्रपात और व्यान-प्राणों की गति का ज्ञान सबसे पहले 
होता है। वह प्राणों को वश में करना सीखता है । प्राणों 
द्वारा अन्दर के विकारों को बाहर कैसे फेंकना, बाहर की शुद्ध 
प्राण वायु को कैसे भीतर ले जाना, सारे भ्रन्त:स्थ वायु की 
समान गति को कंसे स्थिर रखना, इस सारी क्रिया पर ब्रह्म 
चारी ही प्रकाश डाल सकता है | ससार की सारी गति प्राणों 
को गति पर ही निर्भर है। एक जापानी वीर शारीरिक 
व्यायाम आरम्भ करने से पहले क्‍यों दीर्घश्वास तथा प्रइवास 
का पअ्रभ्धास करता हैँ ? इसलिए कि प्राणों की गति ठीक होने 
से ही व्यायाम द्वारा शरीर कमाया जा सकेगा। एक बोझ 
उठाने वाला पहलवान चार मन की मृगरी पर हाथ डालने से 
पहले प्राणों को क्‍यों वश में करता हे ? इसलिए कि वह जानता 
है, कि मृूगरी को उठाकर स्थित रखने के लिए प्राणों की साधमा 
आवश्यक हैं । जिन वक्‍्ताओं ने प्राणों की वश में करना नहीं 
सीखा वे बार-बार पानी पीते हे तथा गला और स्वास्थ्य संबे 
कुछ व्याख्यान पंर न्‍्यौछावर कर देते हैं । एक॑ प्रबन्धकर्ता 
श्राई हुई विपत्तियों का साधभता नहीं कर सकता यदि प्राण उस 
के वश में न हों। इसके साथ ही ग्रात्मा को परमात्मा मैं जोन 


बरह्मचयंसूकत ११३ 


का साहस भी शआणों को वश में करके ही हो सकता हे। इस- 
लिए उपनिषत्‌कार ऋषि नें कहा है -- 
प्राणस्येदं वश स्व त्रिदिवे यत्मतिष्ठितम्‌ । 
अातेव पुत्रान्‌ रक्षस्तर श्रीवच प्रज्ञां च विधेहि नः ॥ 

तीनों लोकों में जो कुछ अ्रवस्थित है वह सब प्राण के वश 
में ही है। हे प्राण ! जैसे माता पुत्रों की रक्षा करती है वैसे तुम 
हमारी रक्षा करो, हमारे लिए शोभा और ज्ञान की वृद्धि करो। 

जब प्राण वश में हुए तभी वाणी वश में होती है। इस- 
लोक तथा परलोक दोनों की सिद्धि के लिए वाणी का वच्ष में 
होना बड़ा भारी साधन है । यजुर्वेद मे वाणी की महिमा इस 
प्रकार बतलायी गई-'स। विश्वायुट, सा विव्वधाया, सा विदव- 
कर्मा ।! वाणी ने जहा मनुष्य को चक्रवर्ती राज्य दिलाया हैँ वहाँ 
वाणी के दुरुपयोग ने बादशाहुतों के तखते भी पलट दिए है । 
उस वाणी को ब्रह्मचारी ही कल्याणकारिणी बना सकता हैं। 
जिसने वाणी के दुरुपयोग से शत्रुओं की संख्या बढ़ा ली हो वह्‌ 
थघान्‍्त चित्त हो कर नहीं बैठ सकता । मन को संसार का विजेता 
बतलाया है । 

मन के हारे हार है, मन के जीते जीत । 
परमातस को पाइए, मन ही की परतोत ॥ 

ऐसे बली मन को क्रमशः साधनों द्वारा ब्रह्मचारी ही काबू 
कर सकता है। तब हृदय की विश्वालता का प्रादुर्भाव होता 
है ।- संकुचित हृदय संसार यात्रा में पग-पग पर ठोकरें खाता 
है श्रोर जो चंचल मन ऐसे व्यक्ति को विविध नाच नचाता है 


११४ चर्मोपदेश 


वह हृदय को महान्‌ केसे बनायेगा ? ओम महः पुनातु 
हृदये--हे परमेश्वर ! अ्रपन्ती महानता से हमारे हृदयों को 
पवित्र करो, यह नित्य की प्रार्थना कैसी महत्वपूर्ण है। जब 
तक हृदय उदार नहीं तब तक उस महान परमेश्वर की महिमा 
को समभना कैसे हो सकेगा ? उस के विस्तृत जगत का मर्म 
बतलाने वाले वेद अपने भेद को उस के लिए कंसे प्रकट कर 
सकेंगे ? 

बाल-ब्रह्मचारी वेद के भेद को खोल कर सर्वेसाधारण के 
सामने रख सकते हैं । वह वेद नहीं जो लेखनी और मसी पात्रों 
में बन्धा हुमा है प्रत्युत वह वेद जो देश प्रौर काल की सीमा 
से परे है। व्याकुल संसार ने जब-जब * ब्रह्मचारी के दश्शनार्थे 
हृदय से प्रार्थना की तब-तब बाल-ब्रह्मचारी ने दर्शन दिए । अब 
फिर प्रजा व्याकुल होकर बाल-ब्रह्मचारी की बाद जोह रही 
है। दयामय प्रभो ! यदि आप के प्रकाश से तेज धारण करने 
में कोई ब्रह्मचारी मग्न है तो उसे शीघ्र तेज प्रदान करो, ताकि 
वह संसार से सन्देह और श्रविद्या के बादलों को छिन्न-भिन्न 
कर के उड़ा दे । 

शब्दार्थ 

( ब्रह्मचारी ) तेजस्व्ूूप परमात्मा में विचरने वाला 
ब्रह्मचारी ( भ्राजत्‌ ) उस के तेज से स्वयं चमकता हुम्ना 
(बहा ) परमात्मा को ( बिभति ) धारण करता है। 
तदनन्तर ( तस्मित्‌ ) उस तेजस्वी ब्रह्मचारी में ( विश्वे देवा: ) 
सब वसु श्रादि देव ( समोता: ) पूर्ण रूप से ओझोत प्रोत्त हो 


ब्रह्मचयेसुक्त ११५ 


जाते है, तद्॒तू हो जाते है। तभी वह संयमी ( प्राणापानौं ) 
प्राण, और अपान को (व्यानम्‌) व्यान को (वाचम्‌) मधुमती 
वाणी को ( मनः ) शान्‍्त मन को ( हृदयम ) हृदय को 
विशालता को ( ब्रह्म ) वेदज्ञान को ( ग्रात्‌ ) और (मेघाम ) 
उस के योग्य विकसित बुद्धि को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता 
है, युक्त होता है । 


न 


२५ $ २६ 


चक्षु श्रोत्र यशो घेह्मन्नं रेतो लोहितमुदरम्‌ ॥२५॥ 

तानि कल्पद्‌ ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे 

तपो5तिष्ठत्‌ तप्यमानः समूद्रे । 

स स्‍्नातो बच्चु: विगल: पृथिव्यां बहु रोचते ॥२६॥ 
ग्रथर्व० काण्ड ११, भ्र० ३, सूक्‍त ५, २५. २६ । 


मन्त्रस्तार 


'स पूर्वेपामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌'-- वह पूर्वजों का 
भी आचार्य, गुरुओं का भी गुए हम सब को क्रमशः ब्रह्मचय 
की श्रन्तिम सीढ़ी पर ले जाता है। हम ने सब से पहले आ्रांख 
को दुढ़ करना है, फिर श्रोत्र और उस के साथ भ्रन्य सब 
इन्द्रियों को । नित्य सन्ध्या में इसी लिए ऋषियों ने सर्व शुद्ध 
की प्रार्थना बतलाईहै। वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, वाभि, हुदय, 


११६ घर्मोपदेश 


कण्ठ, शिर, बाहु श्ौर हाथों को सावधान कर के और उन को 
वश में रखने की प्रतिज्ञा कर के प्रार्थी इन सब की पवित्रता 
के लिए याचना करता है। यही सन्ध्या का मार्जन मन्त्र है। 
इस में शुद्धि का ठीक प्रकार बतलाया है-'भूः पुनातु शिरसि'- 
प्राणेश्वर परमात्मा शिर को पवित्र करे, प्राणों की गति का 
साधन शिर ही है । 'भुवः पुनातु नेत्रयो:--दुखों से ग्रलग रखने 
वाला परमेश्वर श्रांखों को पवित्र करे, दु:खों का श्रारम्भ ही 
आंखों के बिगड़ने पर होता है। आंखे बिगड़ने न पाए। 'स्व: 
पुनातु कण्ठे --सारे सुख का स्थान कण्ठ है । उस की पवित्रता 
के लिए सुखस्वरूप परमात्मा से प्रार्थना है। 'महः पुनातु 
हृदये--प्रभु श्रपती महानता से हृदय को पवि ( विशाल ) 
करे । 'जनः पुनातु नाभ्याम्‌ -भ्रपनी जनन शक्ति से परमेश्वर 
स्त्री और पुरुष दोनों की जननेन्द्रियों को पवित्र करे, जिस से 
वे उन्हें स्वादेन्द्रिय न बनावें | 'तपः पुनातु पादयो:--तप शक्ति 
हमारे पैरों में झ्रावे | 'सत्य पुनातु पुनः शिरसि--सत्यरूप 
परमात्मा फिर से शिर को पवित्र करे। जिस से मत्तिष्क में 
ठीक सोचने की द्क्ति श्रावे, भ्रोर 'खं ब्रह्म पुतातु सर्वेत्र-- 
चारों झोर, ऊपर नीचे व्यापक परमात्मा शुद्ध करे। रक्षा 
करे | ऊपर के २४ वें मन्त्र में सिलसिला और है। आ्रांख और 
कान में सब इन्द्रियां श्रा गई । जब वे पवित्र हों तब भ्रपयश 
नहीं होता, भ्रत्यक्ष पाप ने होने से यश बढ़ता है । यश्ष से अन्न 
प्राप्त होता है । शुद्ध भ्रन्न यशस्वी को ही मिलता है । पवित्र 
प्रन्‍्त का उपभोग करने वाले का वीर शुद्ध होता है। वीये 


ब्रह्मचर्यसूक्त ११७ 


का अन्न पर ही भ्राधार है । वीये ठीक होने से रुधिर की गति 
ठीक रहती है। वीयंहीन पुरुष का रुधिर नियम में नही रहता। 
रक्त की शुद्धि का साधन प्राण वायु है श्र उस में वीये की 
श्ररक्षा से विकार आ जाता है। इन सब शुद्धियों पर उदर 
की शुद्धि निर्भर है और उदर की शुद्धि के बिना मनुष्य की 
सारी बनावट अशुद्ध हो जाती है। 

यह सारा शुद्धि का क्रम ब्रह्मचयं के यथावत्‌ पालन पर 
ही निर्भर है। ब्रह्मचारी इन सब मजिलों से पार होकर समुद्र 
के समान गम्भीर हो जाता है। श्रौर इतना तेज घारण करता 
है कि सर्वसाधारण से ऊचा उठ जाता है। जिस प्रकार पर्वत 
पर चढ़ कर महात्मा पुरुष मत्यंत्रोक के निवासियों के मार्गे- 
दर्शक बनते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मचारी अपने तपोबल से तेजस्वी 
होकर ऊपर उठता है। तब विद्यारूपी समुद्र में स्नान से तेज 
घारण किया हुआ ब्रह्मचारी भ्रपते प्रकाश से सर्वताधारण को 
अपनी झोर खीचता हुआ उन की शुद्धि का साधन बनता है। 

इस ब्रह्मचर्य का जब भारत में प्रचार था उसी समय यह 
देश सारे संसार का शिरोमणि था और सारे संसार के लोग 
प्रपनी भ्राचार शुद्धि के लिए इसी 'देव तिर्मित' देश की शरण 
में श्राया करते थे | श्रव भी यदि संसार की गिरी हुई दशा 
का सुधार होगा तो ब्रह्मचर्य के ही पुनरुद्धार से । 

शब्बार्थ 

हे तेजस्वी ब्रह्मचारी ! तुम हमें ( चक्षुः श्रोत्रम ) दूग्‌ 

शवित और श्रवण शक्ति से युक्त भ्रांख और कान तथा प्नन्य 


११८ ब्रह्मचर्यंसुक्त 


सब शक्तिशाली इन्द्रियों को ( यशः ) निष्कलंक यश को 
( प्रन्म ) पवित्र प्रन्त को (रेतः) कामवासनाशृत्य वीर्य को 
( लोहितम्‌ ) शक्तिमय लाल खून को और ( उदरम्‌ ) रोग 
रहित तथा शरीर वर्धक पेट को (धेहि) धारण कराग्रो ।२५। 

सब्र मनृष्यों के लिए ( तानि ) चक्ष श्रादि इन्द्रियों को 
श्रौर वश ग्रादि पदार्थों को ( कल्पत्‌ ) सामथ्यं युक्त बनाता 
हुआ ( ब्रह्मचारी ) जितेन्द्रिय श्रौर यशस्वी ब्रह्मचारी हो 
( सलिलस्य पृष्ठे ) गम्भीर ज्ञान समुद्र के तल पर ( तपो- 
$तिष्ठत्‌ ) तप करता हुम्ना ठहरता है। इस प्रकार ( समूद्रे ) 
ज्ञान समृद्र में ( तप्यमान: ) तपाया जाता हुआ ( से) वह 
ब्रह्मचारी हो ( स्नात: ) प्रसली स्नातक होकर, ज्ञान वारिधि 
में नहाया हुआ होकर, (बश्नु: ) वक्ष, आदि इच्द्रियों का 
श्र यश आदि पदार्थों का धारण करता हुश्रा ( पिगल: ) 
प्रत्यन्त तेजस्वी होता हुग्ना (पृथिव्यां ) इस परथ्रिवी पर 
( बहु रोचते ) नाना प्रकार से सुशोभित होता है। २६। 


साध्याय के लिए चुनी हुईं पुस्तकें 
वैदिक साहित्य 
प्रध्यात्म रोगों की चिकित्सा, श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 


ईशोपनि५द्धाष्य व २.०० 
मेरे पिता | ४.०० 
बेद का राष्ट्रीय गीत श्री प्रियव्रत ध्रू०० 
भेरा धर्म कि ६.०० 
वेदोब्यान के चुने हुए फूल गे ५.०० 
वरुण की नौका, दो भाग हि ६.०० 
वैदिक विनय, तीन भाग, श्रों ग्रभय २.००, २.००, २.०० 
बेदिक ब्रह्मचर्थ गीत ) २०० 
ब्राह्मण को गौ ; "9५ 
श्रात्म-समर्पण श्री भगवदृत्त १.५० 
वेदगीताञुजलि (वैदिक गीतियाँ) श्री वेदब्रत २.०० 
सोम-सरोवर, सजिल्द, अजिल्‍दश्रों चुमपति २००, १.४० 
वे दिक-क तव्य-शास्त्र श्री धर्मदेव १.०० 
प्रग्नि होत्र श्री देवराज २.२५ 
संस्कृत ग्रन्थ 


सस्क्ृत-प्रवेशिका, प्रथम भाग (पन्द्रहवां संस्करण) सचित्र .८७ 
सस्कृत-प्रवेशिका, द्वितीय भाग (छटा संस्करण) सचित्र .८७ 
साहित्य-सुधा-सग्रह, (तीन भाग) १.२५, १.२५, १.२५ 
पाणिनीयाष्टकम्‌ पूर्वाद्ध, उत्तराद्ध ७००, ७.०० 


१२० स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तक 


सरल शब्दरूपावली ६२ 
संस्कृत ट्रान्सलेशन ऐण्ड कम्पोजीशन ११५ 
प्रन्योक्ति शतकम्‌ २५ आये सूक्‍्ति सुधा. ७४५ 
सस्क्ृत साहित्य पाठावली .१६ जिन चरितम्‌ २५ 
सक्षिप्त मनुस्मति -५० साहित्य दर्पण... २.०० 
रघुवश, सशोधित (तोन सर्ग) .२५ नीतिशतक संशोधित .१६ 
काव्यलतिका १२४५ बालनीति कथामाला १.०० 


भारतवर्ष का इतिहास, इभाग, श्री रामदेव २.००,२.५०,४.५० 
बृहृत्तर भारत, सजिल्द, अजिल्द श्री चन्द्रगुप्त ७.००, ६.०० 
ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहा र, दो भाग श्री स्वामी श्रद्धानन्द ,७२ 
अपने देश की कथा (छठा संस्करण) श्री सत्यकेतु.. १.३७ 


हैदराबाद ग्रार्य सत्याग्रह के अनुभव श्री क्षितीश ५० 
योगेश्वर कृष्ण (दूसरा संस्करण) श्री चमूपति ४.०० 
सम्राद्‌ रघु श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति १.२५ 
जीवन को भाँकिया (तोन भाग). ,, -५०, -५०, १-०० 
जवाहरलाल नेहरू के १.२५ 
महषि दयानन्द का जीवन-चरित्र 4) २०० 
दिल्‍ली के वे स्मरणीय २० दिन 9 .भ० 


स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकें 


श्राहार (भोजन की पूर्ण जानकारी हेतु) श्री रामरक्ष ४.०० 
आसव-पअरिष्ट श्री सत्यदेव २.५० 


स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तक 


१२१ 


लहसुन : प्याज (३ रा परिवद्धित्र संस्क रण ) श्री रामेश बेदी २.५० 


शहद (शहद के बारे में पूरी जानकारी) हर 
तुलसी (दूसरा परिवर्द्धित सस्करण ) है 
सोंठ (तीसरा परिवद्धित सस्करण ) फ 
देहाती इलाज (तीसरा परिबद्धित संस्करण) ,, 
मिर्च ( काली, सफंद, लाल) २ रा संस्करण ,, 
सांपों की दुनिया, सचित्र, सजिल्द हे 
तिफला (तीसरा सवद्धित संस्करण ) रू] 
तीम ; बकायन (ग्रनेक रोगों में उपयोग)  &» 
पेठा : कहूँ (गुण तथा विस्तृत उपयोग) पर 
ग्रशोक ४! 
देहात की दवाएं (सरकार द्वारा पुरस्कृत) सचित्र ,, 


स्तृप निर्माण कला, सचित्र, सजिल्द श्री नारायण राव 


प्रमेह, श्वास, श्र॒शेरोग न 


जल-चिकित्सा श्री देवराज 
सन्ध्या-सुमन श्री नित्यानन्द 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश तीन भाग ,, 
आत्म-मोमासा * श्री नन्दलाल 
वैदिक पशुयज्ञ-मीमाँसा श्री विश्वनाथ 
सन्ध्या-रहस्य हर 
प्रथवेवेदोय मन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्न 


३.०० 
२.०० 
१.५० 
१०० 
१.०० 
४.०० 
रे२५ 
१.७५ 

कि 
१.०० 

न्छ्श्‌ 
३.०० 
१.२५ 
१२.७५ 
१.४० 
३.७५ 
२.०० 
१.०० 
२.०० 
१.५० 


१२२ स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तक 


जीवन-संग्राम श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति १.०० 
विविध पुस्तके 

विज्ञान प्रवेशिका (बालकों के लिए) श्री यज्ञद्त १०० 

भाषा-प्रवेशिका (वर्धायोजनानुसार) श्री ओम्प्रकाश .७४५ 

झ्रायभाषा पाठावली (८ वां संस्करण) श्री भवानी प्रसाद १.४० 

स्वतन्त्र भारत की रूप रेखा, श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति १.५० 


आत्म बलिदान ् ३.०० 
जमींदार ग् २.०० 
सरला की भाभी, पहला भाग | २८०० 
सरला की भाभी, दूसरा भाग । ३.५० 
गुरुकुल सम्बन्धी पुस्तकें 

गुरुकुल कांगड़ी का पचास वर्ष का इतिहास -छ५्‌ 
पाठविधि-गुरुकुल के वेद तथा साधारण महाविद्यालय की .६२ 
पाठविधि-गुरुकुल की नवम तथा दशम श्रेणी की "१० 
पाठविधि-प्रथम से अष्टम तक "२५ 
गुरुकुल पत्रिका (मासिक) वार्षिक मुल्य देश में ४.०० 

विदेश में ६.०० 
गुरुकुल पत्रिका की प्रत्येक वर्ष की फाइल, सजिल्द ५.०० 

अजिल्द ४.०० 


पुस्तक भंडार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार। 


